eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Be — 51४9 


a -__._.. ८४ >> > जि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महायोगी 
श्री अरविन्द 


खि यला ला ाससस्समग्गखख 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भ्ररविन्द साहित्य 


७ महायोगी श्री ग्ररविन्द 

० क्रान्तियोगी श्री श्ररविन्द 
* श्री भ्ररविन्द विचार दर्शन 
० श्री ग्ररविन्द साहित्य दर्शन 


अरविन्द प्रकाशन,दिल्ली-& 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 
‘ STe SUH बहादुर वर्मा 


oo 97 


MTT 


— — — — — 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ennai and eGangotri 


NN 


प्रकाशक : अरविन्द प्रकाशन 
२०५, चावडी बाजार, दिल्ली-११०००६ 
मूल्य : पंद्रह रुपये मात्र 
संस्करण : १६७३ 
मुद्रक : रूपक प्रिटसं, 
नवीन शाहदरा, दिल्ली- ११००३२ 
MAHAYOGI SHRI ARVIND : Dr. Shaym Bahadur Verma 
Price: Rs. 15.00 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aw 


aa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 


श्री अरविन्द के राजनीतिक जीवन की भव्यता के समान ही उनके योगी- 
जीवन की भी गरिमा हे । आज जव विश्व में भौतिकवाद की आंधी नए रूपों में 
चल रही है तब आध्यात्मिकता के प्रकाशस्तम्भ के रूप में अपने जीवन को प्रकट 
करने वाली दिव्य विभूतियों में श्री अरविन्द अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण हैं । उनकी 
बौद्धिक क्षमता, साधना में वैज्ञानिक दृष्टि, अपनी मुक्ति की उपेक्षा करके भी 
विश्व-कल्याण में अनुरक्ति इत्यादि के अतिरिक्‍त विज्ञान! या 'अतिमानस' तत्त्व 
के सम्बन्ध में तथा मानव-एकता के सम्बन्ध में गहरे चितन की दृष्टि से उनका 
मौलिक योगदान अविस्मरणीय है । 

पाश्चात्य जगत के आधुनिक मनीपिय्रों को उनकी अपनी भाषा में, विचार- 
सरणी में समझाने के लिए भारतीय वेदांत को अभिनव रूप से प्रस्तुत करने वाले 
श्री अरविन्द के दार्शनिक-योगी स्वरूप के विषय में आज का भारतवर्ष कितना कम 
जानता है, यह आश्चर्य का विषय है। और साथ ही, महायोगी श्री अरविन्द के 
विषय में भारत व बाह्य विश्‍व कितना अधूरा ज्ञान रखता है । यह भी आश्चर्य का 
विषय है । श्री अरविन्द मात्र दार्शनिक नहीं थे, योगी भी थे और उन्हें उसी रूप में 
समझना ही ठीक समझना है । इसे समझाने के लिए विद्वानों की अनेकानेक कृतियां 
अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में हैं किन्तु हिदी में अभी ऐसी कृतियां अधिक नहीं हें । 
इसी दृष्टि से श्री अरविन्द-जन्मशताब्दी के अवसर पर इस पुस्तक की रचना 
हुई । 

श्री अरविन्द के गंभीर जीवन-चरित्र के उत्तर भाग का यह्‌ संक्षिप्त प्रस्तुती- 
करण 'स्वातंत्य योद्धा श्री अरविन्द' का पुरक रूप है । उत्तरपाड़ा-भाषण के पश्चात्‌ 
से दिवंगत होने तक के लगभग ४१ वर्षों के जीवन का यहां चित्रण किया गया है । 
श्री अरविन्द के आध्यात्मिक जीवन को यह्‌ संक्षिप्त झांकी यदि पाठकों को उस 
महायोगी के विषय में और अधिक जानने अथवा उसके पथ पर चलने में कुछ भी 
प्रेरणा दे सके, तो मेरा परिश्रम सफल होगा | : 

प्रस्तुत कृति को तैयार करने में श्री अरविन्द के साधक भक्तों तथा अन्य 
अनेक विद्वानों की कृतियों से जो सहायता मुझे मिली है उसके लिए मैं उनका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eo TS E et eee i id SSN MSs 
e ` = किटी aie SY te SL ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अत्यधिक ऋणी हूं । अनुशीलन पुस्तकालय (बरेली), Sto ए० वी० सांध्य कालिज 
पुस्तकालय (दिल्ली), आदि से मिली सहायता के लिए मैं उनके अधिकारियों के 
प्रति कृतज्ञ isto रामेशवर दयाल मिश्र, Ho गिरीश शर्मा, भाई धर्मेन्द्र वर्मा 
इत्यादि की बहुविध सहायता के लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूं। परिशिष्ट 
में संकलित “श्री अरविन्द नगरी 'ग्रारोवील'--एक परिचय” शीर्षक निबंध के लिए 
विदुषी लेखिका sto शशीप्रभा पुरंग के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकाशित करता हूं । 


— श्याम बहादुर वर्मा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Zio राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


विषय-सूची 
i भूमिका 
१. कमंयोगी का सन्देश ९ 
२. अमृतवाणी २५ 
३. पांडीचेरी में उत्तर-योगी ३४ 
४. वे कठिन चार वर्ष ४० 
५. 'आर्य' का प्रकाशन ४६ 
६. श्री माताजी ५१ 
७. निमंत्रण और अस्वीकृति ५८ 
८. सिद्धि दिवस ७६ 
९. सार्‍्ध्य वार्ताएं ८५ 
१०. साधकों को पत्र gy 
११. महान साहित्य १०४ 
१२. महायोंगी और कुछ राजनीतिक घटनाएं १२० 
१३. महासमाधि १२८ 
र १४. श्री अरविन्द अमर हें १३३ 
परिशिष्ट (क) १४७ 


श्री अरविन्द-नगरी 'आरोबील' -- एक परिचय 
(लेखिका - डा० शशीप्रभा पुरंग) 


| 
| परिशिष्ट (ख) 
\ श्री अरविन्द-सम्वन्धी कुछ हिन्दी कृतियों की सूची १५१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rr re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१. कर्मयोगी का सन्देश 


श्री अरविन्द के उत्तरपाड़ा-भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अलीपुर जेल- 
यात्रा के पश्चात्‌ उनके जीवन का एक और नया अध्याय प्रारम्भ हो गया है । वे 
अभी भी राजनीति में थे किन्तु अव वे राजनीतिक कार्यों को दिव्य कर्म के रूप 
में, ईश्वरीय आदेश के रूप में, स्वीकार कर रहे थे, भौतिक कर्म के रूप में नहीं । 
५ मई १६०६ को वे जेल से मुक्त हुए थे। ३० मई को उत्तरपाड़ा-भाषण हुआ | 
फ़रवरी १९१० के प्रारम्भ में ही वे ब्रिटिश भारत छोड़कर फ्रांसीसी भारत में 
चन्द्रनगर चले गए | और अन्ततः ४ अप्रैल १९१० को वे पांडीचेरी पहुंच गए और 
५ दिसम्बर १६५० अर्थात्‌ महासमाधि के दिवस तक पांडीचेरी में ही रहे 
निस्सन्देह चन्द्रनगर जाने से पूर्व प्रत्यक्ष रूप में श्री अरविन्द राजनीतिक क्षेत्र में 
सक्रिय रहे और उनके इन आठ-नो मास के सक्रिय जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण 
सामग्री उपलब्ध है। 
जेल से मुक्ति के उपरान्त श्री अरविन्द 'संजीवनी' पत्र के कार्यालय में रहने 
लगे थे। उन दिनों वे 'युगान्तर' से सम्बन्धित कुछ युवकों को गीता जिस अलौकि- 
कता में डूबे हुए समझाते थे, उसका वर्णन उनके जीवनी-लेखक श्री पुराणी ने किया 
हे “उस समय 'युगान्तर' दल के कुछ नवयुवक उनसे गीता पढ़ने आया करते 
थे। श्री अरविन्द बरामदे में हाथों को आड़े रखकर बैठ रहते, उस शिशिर के 
i भयंकर शीत में केवल धोती-कुर्ता पहने | वह गीता की व्याख्या करने में इतने लीन 
हो जाया करते कि एक दिन तो एक बज गया। सरोजिनी भोजन लेकर ATE | 
तब उन लोगों को यह ज्ञात हुआ कि उनके दोपहर के भोजन का समय हो चुका 
है, और वे गए, और तब उन्होंने भोजन किया ।” श्री अरविन्द के जीवन की यह 
घटना उन पर पड़े गीता के गहरे प्रभाव का संकेत देती है। 
इस समय तक श्री अरविन्द को राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख 
aN माध्यम 'वन्देमातरम्‌' पत्र सरकार के हाथों बन्द हो चुका था । लोकमान्य तिलक 
) वर्मा में बन्दी थे और श्री अरविन्द के राष्ट्रवादी दल के सभी साथी या तो जेल में 
॥ थे या इधर-उधर बिखरकर गुप्त रूप में समय व्यतीत कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार 
a के दमन-चक्र ने राष्ट्र के राजनीतिक जीवन को मानो ध्वस्त और निष्प्राण कर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० महायोगी श्री अरविन्द 


दिया था। सर्वत्र निराशा और जडता ही दिखाई देती थी। तव भी श्री अरविन्द 
ने यह पहचान लिया था कि राष्ट्र मृत नहीं है, राष्ट्र में विदेशियों के प्रति घुणा 
और क्रोध की मात्रा बढ़ी है और राष्ट्रीय चेतना बृहत्तर रूप में प्रकट होने के पहले 
की अवस्था चल रही है। वे आत्मविश्वासी भी थे कि भारत स्वतन्त्र होकर ही 
रहेगा क्योंकि उनके अलौकिक अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया था । अतः उनमें 
निराशा नहीं थी । कार्य प्रारम्भ किया गया । कलकत्ता में राजनीतिक चेतना 
जगाने के लिए प्रति सप्ताह एक सार्वजनिक सभा आयोजित की जाने लगी। 
सैकड़ों की संख्या में लोग आते किन्तु उनके मन बुझे-बुझे से होते । वकताओं को भी 
लगता कि जहां agel एकत्रित हुआ करते थे, वहां अब केवल कुछ सौ लोगों का 
एकत्रित होना निराशाजनक है । श्री अरविन्द ने कालान्तर में इस काल का उल्लेख 
करते हुए कहा था--“बंगाल में जो अनुभव मिला, उसने मुझे अपनी जनता के मनो- 
विज्ञान का अच्छा परिचय कराया । जव सभी नेता जेल में डाल दिए गए थे, और 
कुछ को देश से बाहर भेज दिया गया था, तव भी हम अपनी राजनीतिक सभाएं 
कालेज स्क्वायर में किया करते थे। किन्तु सव मिलाकर उनमें सौ के लगभग लोग 
होते थे, और उनमें भी अधिकतर राहगीर लोग ।” 

श्री अरविन्द ने राष्ट्र-चेतना को प्रदीप्त करने के लिए दो नए साप्ताहिक 
पत्रों का सम्पादन प्रारम्भ कर दिया--अंग्रेजी में 'कर्मयोगी' (लिखने में 'कर्म- 
योगिन्‌') और बंग-भाषा में 'धर्म'। 'कर्मयोगी' का प्रारम्भ १६ जून १६०६ को 


. किया गया और 'धर्म' का २३ अगस्त १६०६ को। श्री अरविन्द अभी भी 


“संजीवनी “कार्यालय में रहते रहे किन्तु “४, शयामपुकुर लेन' में इन Tal का 
कार्यालय-मुद्रणालय रहा और अपराह्न में श्री अरविन्द वहां पहुंच जाते और 
रात्रि को विलम्ब तक वहां रहते । वहां पर श्री विजय नाग और श्री नलिनीकांत 
गुप्त, जो अलीपुर-बम-कांड में मुक्त कर दिए गए थे, स्थायी रूप से रहते भी थे 
(कार्यालय के पीछे के निवासार्थ कमरों में) । श्री अरविन्द उन्हें तब फ्रेंच पढ़ाया 
करते | उनके पढ़ाने की शैली भी उन्हीं के अनुरूप थी, किसी प्रारम्भिक पुस्तक से 
नहीं अपितु मोलियर की एक प्रसिद्ध कृति से उन्होंने प्रारम्भ किया था । इस अव- 
सर पर दिवंगत आत्माओं को बुलाकर मानव-माध्यम से स्वतःचालित लेखन का 
अभ्यास भी किया जाता | वस्तुतः श्री अरविन्द माध्यम के रूप में कार्य करते और 
श्री नलिनीकांत गुप्त आदि दर्शक होते । 

श्री अरविन्द के 'कर्मयोगी' और “धर्म” पत्नों का राष्ट्र-मन पर महत्त्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ा । 'कर्मयोगी' के मुखपृष्ठ पर अर्जुन के सारथी बने श्रीकृष्ण का चित्र 
अंकित रहता था और गीता की उक्ति “योग: कमसु कोशलम्‌' भी छपी रहती 
थी । पत्त का स्वरूप बताते हुए कहा गया था--राष्ट्रीय धर्म, साहित्य, विज्ञान, 
दर्शन इत्यादि की साप्ताहिक पत्रिका” और लेखकों में “श्रीयुत अरविन्द घोष तथा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि FEE, 


a — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश ११ 


अन्य' की घोषणा की गई थी । मात्र साप्ताहिक समाचार-पत्र के रूप में 'कर्मयोगी' 
का सम्पादन श्री अरविन्द को अभीष्ट नहीं था । वे इसे राष्ट्रीय चेतना की गंभीर 
पत्रिका के रूप में सम्पादित कर रहे थे और इसीलिए पत्रिका की नीति के विषय 
में प्रवेशांक के सम्पादकीय ‘ea’ में श्री अरविन्द ने लिखा था--“ कर्मयोगी 
साप्ताहिक, समाचारों तक ही स्वयं को सीमित न रखकर, राष्ट्रीय घटनाओं पर 
इस दृष्टि से विचार करेगा कि वे राष्ट्र की आत्मा के विकास और राष्ट्रीय 
जीवन-वृद्धि में क्या सहायता करती हैं, उसे कैसे प्रभावित करती हैं या बाधक 
बनती हैं। इसी दृष्टिकोण से हम राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर 
विचार करेंगे। पहले उनके आत्मिक और आन्तरिक कारण खोजेंगे, तब मूल रोग 
का निदान और उपचार करेंगे। इसी भावना से हम अतीत और वर्तमान की 
राष्ट्रीय शक्ति के सभी स्रोतों का आकलन करेंगे, उन्हें जन-सामान्य के समीप 
पहुंचाएंगे, जिससे वे हमारे जीवन का अंग बन सकें । वे स्थिर नहीं, गतिशील 
होंगी और जड़ नहीं, रचनात्मक होंगी । कारण यह कि सृष्टि नहीं होगी तो संहार 
होगा। प्रगति और विजय नहीं होगी तो अवगति और पराजय होगी ही ।” 
राष्ट्रात्मा के विकास के लिए 'कर्मयोगी' ने भारतीय राजनीतिक गतिविधि 
. को “यूरोपीय या यूरोपीय मस्तिष्कों के लिए बनाए गए मार्ग” में ही प्रवाहमय 
रहने तथा अन्य धाराओं को बिखरे रहने देने या अप्रभावी रहने देने के खतरे को 
समझकर भारत में राष्ट्रीय राजनीति की एक ही बड़ी धारा को प्रवाहित करने 
को बात भी सामने रखी थी--“भारतीयता का भाव तो है किन्तु उसका ज्ञान नहीं 
है। एक अस्पष्ट विचार तो है, स्पष्ट धारणा या गहरी अन्तर्दू ष्टि नहीं है । हमें 
अभी भी स्वयं को जानना है कि हम क्या थे और क्या हो सकते हैं, कि हमने अतीत 
में क्या किया और भविष्य में क्या कर सकते हैं: अर्थात्‌ हमारा इतिहास और 
i हमारा उद्देश्य | यही है सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वह कार्य जो 'कर्मयोगी' 
i} ने अपने समक्ष रखा है--इस ज्ञान का प्रचार करना | और दूसरी वस्तु है कि इन 
| गुणों का कैसे उपयोग किया जाए जिससे राष्ट्र-जीवन समृद्ध हो और भविष्य 
शि निमित हो । अतीत से उनके सम्बन्ध की समीक्षा करना सरल है किन्तु भविष्य में 
उनका स्थान उन्हें देना अधिक कठिन है । तीसरी बात है वाह्य विश्व को, उसके 
हम से सम्बन्ध को तथा उससे कैसे सम्बन्ध रखना, यह जानना। यही समस्या 
हमें इस समय सबसे कठिन और आग्रहपूर्ण लगती है किन्तु इसका समाधान अन्य 
बातों के समाधान पर निर्भर करता है।'” 
| कर्मयोगी' के प्रवेशांक के सम्पादकीय में ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
$ था कि राष्ट्र के ब्रह्मतेज को जाग्रत करने की आवश्यकता हे जिसके लिए 'मजहब' 
(रिलीजन) को नहीं आध्यात्मिकता को जाग्रत करना होया क्योंकि आध्यात्मिकता 
(अर्थात्‌ परमात्मा से संयोग) के कारण असीमित बल और शक्ति की प्राप्ति 


Í 
i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
डे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ महायोगी श्री अरविन्द 


होती है जो विचार और कर्म दोनों को उन्नत करती है तथा जिसको व्यक्ति और 
राष्ट्र के जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास के लिए काम में लाया जा 
सकता है । 

'कर्मयोगी' पत्र में श्री अरविन्द कृत अनेक अनुवादों का प्रशंसनीय प्रकाशन 
हुआ था यथा 'ईशोपनिषद्‌', 'केनोपनिषद्‌', 'कठोपनिषद्‌', 'ऋतुसंहार' (कालिदास ) 
अंशतः 'आनन्दमठ' (बंकिमचन्द्र) इत्यादि का । उनकी अनेक कविताएं भी प्रका- 
शित हुई थीं। किन्तु सबसे अधिक प्रभावी एवं लोकप्रिय हुई उनकी निबन्ध- 
मालाएं यथा "राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली', “भारत का मस्तिष्क', 'कला का राष्ट्रीय 
मूल्य , 'कर्मयोगी का आदर्श' इत्यादि | 

श्री अरविन्द ने "राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली' निवन्धमाला में अनेक महत्त्वपूर्ण 
विचार प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार 'शिक्षा का यथार्थ आधार वालक, किशोर 
व वयस्क मानव-मन का अध्ययन” ही हो सकता है। इसका कारण यह्‌ है कि शिक्षा 
का उपकरण मन ही है और निरन्तर गतिशील मन को समझना ही मन को ढालने 
की विधि जानने के लिए शिक्षाविद्‌ की प्रथम आवश्यकता है | श्री अरविन्द यथार्थ 
शिक्षण के तीन अमूल्य सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं । प्रथम यह्‌ कि शिक्षा देने की वस्तु 
ही नहीं है, शिक्षक का कार्य केवल सहायता देना या मार्गदर्शन करना है, शिक्षा 
थोपना नहीं । विद्यार्थी किसी भी प्रकार का हो, सभी पर यह सिद्धान्त ठीक बैठता 
है । शिक्षक बालक को ज्ञान देता नहीं है, वह केवल बालक को यह बतात। है कि 
वह ज्ञान को कैसे प्राप्त करे। “वह ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर सकता क्योंकि वह 
भीतर पहले से है; वह विद्यार्थी को केवल यह दिखाता है कि ज्ञान कहां स्थित है 
ओर कँसे उसका ऊपरी तल पर आने का स्वभाव डाला जा सकता है।” दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि विद्यार्थी के मन को उसके 'धर्म' के अनुसार विकसित होने देना 
चाहिए । “मत के विकास में मन का भी परामर्श लेना होगा ! ” बात यह है 
कि “हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, कुछ विशेषता हे ' और कार्य यही है कि 
इसको खोज निकाला जाए, विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए ! शिक्षा 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसनशील आत्मा को अपने में से सर्वोत्तम को 
प्रकट करने में तथा उसे श्रेष्ठ उपयोग के लिए परिपूर्ण करने में सहायता करना ।” 
और शिक्षा का तीसरा सिद्धान्त है विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में विकसित 
करना--अपने राष्ट्र, अपने युग, अपने समाज के अनुकूल | विद्यार्थी के “मन को 
ऐसे जीवन के बिम्बों व विचारों से व्याप्त नहीं कर देना चाहिए at विदेशी हँ” 
क्योंकि भगवान की ही यह व्यवस्था है कि मानव “किसी विशेष राष्ट्र,युग व समाज 
सेसम्बद्ध हों, कि वे अतीत के पुत्र हों, वर्तमान के स्वामी हों तथा भविष्य के निर्माता 
हों ।' और राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था में अतीत, वर्तमान और भविष्य--तीनों को 

'उचित व स्वाभाविक स्थान” मिलना ही चाहिए। श्री अरविन्द ने मानव-मन, 


1 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश १ 


aU 


मन की शक्तियां, नैतिक स्वभाव, इन्द्रियों का प्रशिक्षण, अभ्यास a इन्द्रियों का 
विकास, मानसिक क्षमताओं का प्रशिक्षण, तर्क-शक्ति का प्रशिक्षण आदि पर 
अमूल्य विचार प्रकट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की दृष्टि से अनेक महत्त्वपूर्ण 
संकेत इन लेखों में दिए थे। धामिक शिक्षा का सही प्रकार, मातृभाषा में शिक्षा 
देने का महत्त्व, बालक को प्रारंभ से ही अनेक विषयों को पढ़ाने की खिचड़ी-पद्धति 
के स्थान पर एक या दो विषयों को भली प्रकार और गहराई से पढ़ाने की पद्धति, 
सर्वप्रथम मातृभाषा के प्रयोग में निपुण वनाने की आवश्यकता, वालक के व्यक्ति- 
गत गुणों को विकसित होने देने की आवश्यकता एवं उसकी पद्धति आदि पर उनके 
विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं मननीय हैं । 

'भारत का मस्तिष्क' निबन्धमाला में प्रचलित शिक्षा-पद्धति के अनेक दोष 
बताते हुए तथाकथित राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति' के खोखले स्वरूप को भी उद्घाटित 
किया गया था । केवल कुछ सुधरी हुई यूरोपीय पद्धति और राष्टीय शिक्षा पद्धति 
दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का अर्थ सौ-दो सौ या अधिक 
वर्षो पुराने ढंग को पाठशालाएं चलाना भी नहीं हो सकता । राष्टीय शिक्षा-पद्धति 
का लक्ष्य तो “प्राचीन और अधिक शक्तिशाली भारत की भावना, आदर्शो व 
कार्यप्रणालियों को और भी अधिक प्रभावी रूप में तथा अधिक आधुनिक संगठन 
के द्वारा पुनः जीवित करना है।” श्री अरविन्द के अनुसार रामायण, महाभारत 
तथा भारतीय दर्शन, कला, स्थापत्य आदि में दिखाई देने वाली महान बौद्धिकता, 
आध्यात्मिकता और नैतिकता तथा राष्ट्‌ के शौर्य व अजेय प्राण-शक्ति का आधार 
वह महान साधना थी जिसमें मन व आत्मा का पूर्ण संस्कार मानव-मनो विज्ञान के 
आधार पर किया जाता था । वे 'जानकारी' को शिक्षा का आधार मानने का खण्डन 
करते हैं और ज्ञान देने तक सीमित शिक्षा को सही शिक्षा नहीं मानते । शिक्षा के 
अन्तर्गत तो स्मरणशक्ति, विवेक, कल्पना, अवलोकन तथा तकंशक्ति को भी 
साजने-सँवारने की आवश्यकता है । वे बताते हैं कि परमात्मा की शक्ति को अधिक 
से अधिक मात्रा में धारण करने के लिए एक सुदृढ़ शरीर का निर्माण आवश्यक 
है और उसके लिए शिक्षा-पद्धति में ब्रह्मचर्यं एक आवश्यक नियम है । श्री अरविन्द 
ने ब्रह्मचर्यं की महत्ता का प्राचीन सिद्धान्त अत्यन्त सुन्दरता से प्रतिपादित किया 
है । निष्कर्षतः वे बताते हैं कि “ब्रह्मचर्य से हम जितना अधिक तप, तेज, विद्युत 
और ओज का भंडार बढ़ा सकते हैं, उतना ही हम स्वयं को शरीर, हृदय, मन और 
आत्मा के कार्यों के लिए चरम शक्ति से भर लेंगे ।” उन्होंने सात्विकता के अधिक 
प्रकाश के लिए तमोगुण को हटाने ओर रजोगुण को नियंत्रित करने की पद्धति पर 
भी प्रकाश डाला था । प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति से जिस प्रकार असाधारण 
प्रतिभाशील भारतीयों का विकास हुआ था, उसकी महत्ता की चर्चा भी श्री अरविन्द 
ते की थी । कालिदास और शंकराचार्य की बहुमुखी व उत्कृष्ट प्रतिभा के प्राचीन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ महायोगी श्री अरविन्द 


उदाहरण ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस का आधुनिक उदाहरण भी यूरोपीयों को 
चकित कर देने वाला है। यूरोप में ऐसी बहुमुखी प्रतिभा इतनी गहराई के साथ 
कहीं नहीं मिलती । ब्रह्मचर्य द्वारा आन्तरिक प्रकाश अर्थात्‌ सात्विकता के विकास 
से ही प्राचीन भारत में यह असाधारण क्षमता विकसित हुई थी । “इस प्रकार से 
ज्ञान की प्राप्ति तथा अन्य वौद्धिक कार्य करना सरल, स्वाभाविक, शी घ्र, निश्चया- 
त्मक और तुलनात्मक रूप में शरीर या मस्तिष्क को न थकाने वाला होता FU” 
इस प्रकार “आर्यो की बौद्धिक उपलब्धियों का रहस्य दो वस्तुओं में ही है । ब्रह्म- 
चर्यं और सात्विक विकास ने ही भारत का मस्तिष्क विकसित किया था। इसे 
योग से पूर्ण किया जाता था ।” श्री ग्ररविन्द बताते हैं कि अभी भी प्राचीन काल के 
समान विकास की क्षमता भारतीय मस्तिष्क में है परन्तु विदेशी भाषा के माध्यम 
से अध्ययन ओर उसमें भी अधकचरे रूप से ढेरों अपरिचित विषयों को सीखने की 
अस्वाभाविक प्रक्रिया ने भारतीय मस्तिष्क को दुर्बल कर दिया है । अन्त में श्री 
अरविन्द ने “राष्ट्रीय शिक्षा की नई प्रणाली में मातृभाषा के प्रयोग द्वारा इस दोष 
को दूर करने का” तथा स्मरण-शक्ति, तर्कशक्ति आदि को विकसित करने का 
महत्त्वपुर्ण सन्देश दिया था । 

'कर्मयोगी का आदर्श निवन्धमाला में श्री अरविन्द ने अनेक महत्त्वपूर्ण 
विचार प्रस्तुत किए थे । उन्होंने भारतीय राष्ट्रभक्तों का लक्ष्य घोषित करते हुए 
कहा था--/हमारा लक्ष्य किसी एक प्रकार की सरकार को बदल डालना नहीं है, 
प्रत्युत एक राष्ट्र का निर्माण करना है। उस काम का राजनीति भी एक भाग है 
परन्तु एक भाग मात्र है।' उन्होंने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात बताते हुए कहा था 
कि हमारा राष्ट्रीय धर्म 'सनातत धर्म ही वह तत्त्व है जिसके अन्तर्गत राजनीति, 
सामाजिक दर्शन, ब्रह्मविद्या आदि सब कुछ आ जाते हैं और इस धर्म को समझना, 
इसके अनुसार जीवन जीना अर्थात्‌ कर्मयोगी भारत को बनाना ही राष्ट्रभक्तों का 
उद्देश्य है। इस आध्यात्मिक क्रान्ति के लिए ही भारतीय आन्दोलन हो रहा है 
और “attra क्रान्ति तो इसकी छाया एवं प्रतिविम्ब मात्र है।” श्री अरविन्द ने 
भारत को यूरोप की नकल बनाने का खण्डन किया था। समाज-सुधारक बनने में 
संतोष मानने वालों को भी उन्होंने अधिक गहराई से सोचने के लिए कहा था-- 
“बिधवा-विवाह्‌, जात-पांत की जगह वर्गपद्धति की स्थापना, बालविवाह-निषेध, 
अन्तर्जातीय विवाह, अन्तर्जातीय भोज तथा स भाज-सुधारक के बताए हुए अन्य 
सस्ते इलाज तो ऐसे मशीनी परिवर्तन मात्र हैं जो अच्छे या बुरे जैसे भी हों, केवल 
अपने बल पर राष्ट्र की आत्मा को जीवित नहीं रख सकते तथा अवनति व विनाश 
के प्रवाह को नहीं रोक सकते । जीवित रखने वाली तो केवल आत्मा है और हृदय 


से स्वतंत्र तथा महान बनने से ही हम सामाजिक और राजनीतिक रूप में महान व 
स्वतंत्र वन सकते हें ।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कयाय 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देण gu 


उन्होंने हिन्दू धर्म में भावी विश्व-धर्म का आधार घोषित किया था क्योंकि 
यह सभी धर्मों, सभी धर्म शास्त्रों को स्वीकार करता है तथा आन्तरिक आध्यात्मिक 
अनुभूतियों को सर्वोपरि मान्यता देता है । अत्यंत स्पष्ट स्वरमें उन्होंने भारतवर्ष के 
स्वातंत्र्य का लक्ष्य घोषित करते हुए कहा था--“अतएव हमारा लक्ष्य होगा मान- 
वता के लिए भारतवर्ष के निर्माण में सहायता करना ।” एक स्थान पर उन्होंने 
लिखा था कि “हम भारत राष्ट्र से कहते हैं--यह ईश्वर की ही इच्छा है कि हम 
भारतीय होकर रहें और यूरोपीय न वने ।***हमारा कार्य है--सवसे पहले अपने 
आप को जानना और फिर भारत के सनातन जीवन तथा उसकी प्रकृति के नियम 
के अनुकूल प्रत्येक वस्तु को ढालना SA पश्चिम से जो कुछ लेना है उसे हम 
भारतीय रहते हुए लेंगे | उन्होंने भारतीयों को, विशेषत: तरुणों को, आह्वान देते हुए 
कहा A aaa पहले भारतीय बन जाओ। अपने पूर्व-पुरुषों की पंतृक सम्पत्ति 
को फिर से प्राप्त करो। आर्य विचार, आर्य अनुशासन, आर्य चरित्र और आय॑ जीवन 
को पुनः प्राप्त करो। वेदान्त, गीता और योग को फिर से प्राप्त करो | उन्हें केवल 
बुद्धि या भावना से ही नहीं, अपितु जीवन द्वारा पुन: जीवित कर दो। उन्हें जीवन 
में लाओ और तुम महान, दृढ, शक्तिशाली, अजेय तथा निर्भय बन जाओगे । तब 
तुम्हें न तो जीवन भयभीत कर सकेगा और न मृत्यु । 'कठिन' और 'असंभव' शब्द 
तुम्हारे शब्दकोशों से विलुप्त हो जायेगे ।***संपूर्ण शक्ति केस्रोत को अपने में फिर 
से प्राप्त कर लो तो अन्य सब कुछ तुम्हें आमिलेगा--सामाजिक स्वस्थता, बौद्धिक 
प्रमुखता, राजनीतिक स्वाधीनता, मानव-विचार पर प्रभूत्व और संसार का 
नेतृत्व 1” 

श्री अरविन्द ते 'कर्मयोग” शीर्षक लेख में प्रारम्भ में लिखा था—“"""वेदांत 
और योग को जीवन में चरितार्थ करना कर्मयोग है ओर फिर कर्मयोग की मामिक 
विवेचना की थी | 'दोनों अवस्थाओं में' शीर्षक निवंध में ऊर्ध्वंमुखी और अधोमुखी 
दोनों अवस्थाओं में ईश्वर पर अविचल श्रद्धा रखकर ध्येय-प्राप्ति के लिए पूर्ण 
प्रयत्तशीलता का संदेश दिया था--“जो मनुष्य सच्चे ध्येय को इसलिए छोड़ देता 
है कि इसमें सफलता नहीं मिल रही, वह गर्हणीय है और वह वर्तमान तथा 
भविष्य में मनुष्य जाति को आघात पहुंचाता है।” उन्होंने आध्यात्मिकता, साधना, 
तपस्या, ज्ञान और शक्ति से ही महान भारत के निर्माण का सन्देश दिया था । 
उन्होने राष्ट्र का ध्यान एक महत्त्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करते हुए कहा था--- 
“गत शताब्दी के आन्दोलन इसलिए असफल रहे कि वे अत्यन्त विशुद्ध रूप में 
वौद्धिक थे और उनके पीछे ज्ञान-दीप्त हृदय नहीं था | राष्ट्रवाद ने इस न्यूनता को 
पुरा करने का प्रयत्न किया है ।'* परन्तु राष्ट्रवाद भी सदोष रहा है, यह भावना 
और आकांक्षा में भारतीय रहा है परन्तु क्रिया और व्यवहार में यूरोपीय ! ***इसे 
अन्तःस्फुरित प्रज्ञा का पर्याप्त आश्रय नहीं मिला Soo” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ महायोगी श्री अरविन्द 


इन लेखों में से अनेक तो शुद्ध दार्शनिक महत्त्व के लेख थे जैसे 'तीन पुरुष' । 
कितु सभी लेखों में एक नयी अभिव्यक्ति, एक नया उत्साह, एक नयी प्रेरणा स्पष्ट 
दिखाई देती थी । आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की यह बहुमूल्प्र सामग्री आज भी उतनी 
ही मननीय है जितनी पहले थी क्योंकि इसमें राष्ट्र-निर्माण के सनातन सत्यों का 
निरूपण है और आज स्वतंत्र भारत में राष्ट्र-निर्माण की सही दिशाओं और विधियों 
का ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। 

जिस प्रकार 'कर्मयोगी' की अंग्रेजी में लिखित सामग्री में राष्ट्रात्मा का भव्य 
उद्बोधन था, उसी प्रकार 'धर्म' की बंग-भाषागत सामग्री में भी। इसमें प्रकाशित 
उनके बीस लेखों का एक संकलन 'धर्म और जातीयता' के नाम से प्रकाशित भी 
हुआ है। ये निबन्ध हैं--'हमारा धर्म', 'गीता का धर्म', 'संन्यास और त्याग, 
'माया', 'अहंकार', 'निवृत्ति', 'उपनिषद', 'पुराण', 'प्राकाम्य', 'विश्वरूपदर्शन', 
'स्तवस्तोत्र', 'नवजन्म', 'जातीय उत्थान’, “न्यारे की समस्या', “स्वाधीनता का 
ay’, देश और जातीयता', “हमारी आशा”, “प्राच्य और पाश्‍चात्य”, “भ्रातृत्व' तथा 
“भारतीय चित्रकला'। सभी निबन्धो में सरल भाषा, स्पष्ट विचार तथा गम्भीर 
चितन के कारण सामग्री अत्यन्त सरस हो गई है। श्री अरविन्द के इन निबंधों से 
यह ज्ञात होता है कि बंग-भाषा को लिखने में वे निपुण हो गए थे और उसमें अपनी 
भावाभिव्यक्ति, विचार-प्रकाशन करने की क्षमता उन्होंने विकसित कर ली थी। 
श्रंग्रेज़ी तो उन्होंने मातृभाषा के समान सीखी थी और बंग-भापा स्वतः अभ्यास से। 
और इस प्रकार उन भारतीयों के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर दिया 
था जो बिदेशी भाषा पर तो अधिकार रखते ही नहीं, अपनी मातृभाषा में भी अध- 
कचरे होते हैं और इस पर लज्जित भी नहीं होते । 

राष्ट्र-धर्म के मंत्र को इन निबंधों में भी अत्यंत कुशलता से श्री अरविन्द ने 
बंग-भाषी समाज को देने की चेष्टा की थी । “जगदीश भगवान के मंदिर में जाति- 
बिचार नहीं है,” “सारा जीवन धर्मक्षेत्र है और संसार भी धर्म है। केवल आध्या: 
त्मिक ज्ञान की आलोचना और भक्ति का भावही धर्म नहीं, कर्म भी धर्म है । हमारे 
सारेसाहित्य में यही उच्च शिक्षा अतिप्राचीनकालसेसनातन भाव से व्याप्त हो रही 

/ हैं", “राष्ट्रीयता भी सत्य है और मानव जाति भी । एकता भी सत्य है। इन दोनों 

सत्यों के सामंजस्य में ही मानव जाति का कल्याण है”, ' “भ्रातृत्व के ऊपर साम्य की 
स्थापना न करके साम्य के ऊपर भ्रातृत्व की स्थापना करने की चेष्टा करना समाज- 
वादियों की भूल है ।** हम सब लोग एक माता की संतान और देश-भाई हैं, एक 
तरह से यही भाव भ्रातृत्व की स्थापना हे” इत्यादि पंक्तियों में राष्ट्र के लिए आव- 
एयक जागरण-संदेश AT | 

एक ओर तो श्री अरविन्द इन पत्नों के माध्यम से राष्ट्र को प्रेरणाप्रद विचार 
तथा आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को दार्शनिक आधार प्रदान कर रहे ये, दूसरी ओर वे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश १७ 


जनजागरण के लिए यत्र-तत्र दौरा भी कर रहे Al उस समय ब्रिटिश वायसराय 
मिटो अपनी अनुदार नीति तथा भारत-राज्य-सचिव माले की उदारता की भावना 
के मध्य जो तनाव था, उसे देखकर भी नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश-कृपा पर 
विश्वास बना हुआ था जबकि राष्ट्रवादी नेता श्री अरविन्द तथा उनके सहयोगी 

ह स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि मिटो और मार्ले अथवा उदार व अनुदार अंग्रेज 
परस्पर कितने भी विरोधी हों, भारत पर ब्रिटेन का शासन बनाये रखने में दोनों 
एकमत ही हैं। अत: मिंटो-मार्ले-सुधारों को श्री अरविन्द किचित भी महत्त्व देने 
को तैयार नहीं थे और उन्हें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि स्वतंत्रता किसी भी 
अंश में, इनसे प्राप्त होने वाली नहीं है । अंग्रेज सरकार का दमन-चक्र भी नहीं रुका 
था, फिर अंग्रेजों की नीति को सहृदयतापूर्ण मानने का क्या अर्थ था ? अंग्रेज-दृष्टि 
यह समझ गई थी कि राष्ट्रवादी नेता श्री अरविन्द के तेजस्वी व्यक्तित्व के रहते 
हुए भारतीय समाज को भुलावे में डालना असंभव है और इस कारण श्री अरविन्द 
को भारत से कहीं दूर ले जाने की, निर्वासित करने की सरकारी योजना बन रही 
थी। इसका पता श्री अरविन्द को भगिनी निवेदिता से चल गया जिन्होंने उन्हें 
किसी सुरक्षित स्थान में गुप्त रूप से रहते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को चलाते रहने 
की सलाह दी थी | उस समय श्री अरविन्द ने 'अपने देशवासियों के नाम एक खुला 
qa शीर्षक से 'कर्मयोगी' में एक विशेष लेख प्रकाशित किया था। रोचक, महत्त्व- 
पूर्ण तथा श्री अरविन्द की राजनीतिज्ञता का एक विशेष प्रमाण होने के कारण यह 
पूरा लेख द्रष्टव्य है-- 


अपने देशवासियों के लिए खुला पत्र 


आज भारतवषं में अपना कर्तव्य पालन करने वाले किसी भी सामाजिक 
कार्यकर्ता की स्थिति इतनी अनिश्‍चित हो गई है कि वह आगामी कल के विषय में 
भी आश्वस्त नहीं हो सकता। मैं अभी-अभी ही अपने देश के लिए कार्य करने से 
पृथक एक वर्ष के एकान्तवास से मुक्त होकर आया हूं जहां मैं ऐसे आरोप में भेजा 
गया था जिसका समर्थन करने के लिए रत्ती-भर भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं था । 
किन्तु मेरा निर्दोष घोषित होकर छूट जाना न तो किसी नए आरोप में फांसे जाने 
से निश्चिन्त करने की बात है और त निर्वासन के मनमाने क़ानून से जिसमें आरोप 
लगाने की असुविधाजनक औपचारिकता की भी छुट्टी हो जाती है और साथ ही 
और भी अधिक असुविधाजनक प्रमाण जुटाने की आवश्यकता की भी । विशेषतः 
जब ऐंग्लो-इंडियन प्रेस के शिकारी कुत्ते हम पर भौंकते रहें, और सरकार से 
निरन्तर यह मांग करते रहें कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो देशभक्ति और तदनुसार 
कर्तव्यों की आवाज उठाए, हटा दिया जाए तब व्यक्ति की स्वतन्त्रता की अवधि 
इतनी ही है जो अनिश्चित से भी अधिक ख़राब है । यह उड़ती ख़बर जोरों पर है 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{८ महायोगी श्री अरविन्द 


कि कलकत्ता पुलिस ने सरकार को मेरे निर्वान की बात निवेदित कर दी है। 
और न तो देश की शांति ही और न हमारे कार्य की नियमानुकूल वैधता ही सर- 
कारी रखवाले कुत्तों के--जो शिमला में परामर्श देने वालों के नैतिक संकोच को 
मिटाने वाले हैं-सरवंशक्तिमान आदेश की आकस्मिकता के विरुद्ध कोई गारंटी 
है। ऐसी परिस्थितियों में मैंने यह ठीक समझा है कि वर्तमान की आवश्यकताओं 
और भावी नीति के विषय में इस पत्र को स्वदेशवासियों को सम्बोधित करके 
लिखूं, और विशेषतः उनको जो राष्ट्रवादी दल के सिद्धान्तों को मानते हें । मेरा 
निर्वासन हो जाने की अवस्था में यह उनके पथप्रदर्शन में सहायक होगा जो मार्ग 
के विषय में सुनिश्चित न हों। और, यदि मैं वापस न ate तो यह अपने देश- 
वासियों के नाम मेरा अंतिम राजनीतिक इच्छा-पत्र और वसीयत हो सकता है | 

राष्ट्रवादी दल की स्थिति कठिन तो है, पर असाध्य नहीं है। कुछ लोगों का 
यह विचार, कि दल समाप्त हो गया है क्योंकि इसके नेताओं को जेल में डाल 
दिया गया है, या निर्वासित कर दिया गया है, एक त्रुटि हे जो ऊपरी तल पर देखने 
से उत्पन्न होती है। दल तो है और वह पहले से न तो कम शक्तिशाली है और न 
कम व्यापक, किन्तु नीति और नेता का अभाव है। इसमें से प्रथम को तो यह स्वयं 
पा सकता है किन्तु दूसरे को तो केवल परमात्मा दे सकता है। सभी महान आंदो- 
लन ईश्वर-प्रेषित नेता के लिए--जो ईश्वरीय शक्ति का संकल्पित यंत्र होता है-- 
प्रतीक्षा किया करते हैं और जब वह आ जाता है, तभी आन्दोलन अपनी पूर्ति की 
ओर विजयपूर्वक बढ़ते हैं । जिन लोगों ने अभी तक नेतृत्व किया है, वे उच्च गुणों 
और प्रभावी प्रतिभा के लोग रहे हैं, इतने महान कि किसी भी अन्य आन्दोलन 
का नेतृत्व कर सके, किन्तु वे भी इतने पर्याप्त नहीं थे कि इस एक आन्दोलन को, 
जो विश्वव्यापी क्रान्ति की प्रमुख धारा है, पूर्णता तक पहुंचा सकें । अतः भावी के 
संरक्षक राष्ट्रवादी दल को उस व्यक्ति के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जो 
आते को है और जो होगा--विपत्तियों के मध्य शान्त, पराजय में भी आशावान, 
घटनाओं में से निकलने तथा विजय पाने का आश्वस्त और सदैव अपने उस दायित्व 
को ध्यान में रखने वाला, जो भारत की भावी सन्तानो के प्रति ही नहीं, विशव के 
प्रति है। 

इस बीच, हमारी स्थिति की कठिनाइयां साहसपूर्ण किन्तु सतर्क गति की मांग 
करती हैं। हमारी स्थिति की शक्ति नैतिक है, भौतिक नहीं । देश की समग्र भौतिक 
शक्ति स्थापित सत्ता के हाथों में है, जिनको हमारी सफलता, जहां तक इसके ad- 
मान रूप की बात है, पहचानने में भी न आने योग्य रूपान्तरण द्वारा समाप्त कर 
देगी। यह स्वाभाविक है कि वह सत्ता अपनी समस्त भौतिक शक्ति से यथांसंभव 
उस रूपान्तरण को रोकने का प्रयत्न करे | देश की सम्पूर्ण नैतिक शक्ति हमारे 
साथ है, च्याय हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है। परमात्मा का क़ानून जो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee ee 7 eer 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश १९ 


किसी भी मानवीय कानून से उच्चतर है, हमारे कार्य को न्यायपूर्ण सिद्ध करता 
है । यौवन हमारे लिए है, भविष्य हमारा है। उस नैतिक शक्ति पर हमें अपने 
जीवित बच निकलने और संभावित सफलता पर विश्वास करना चाहिए । हमें 
a उद्धत अधैय पर लुब्ध होकर उस आधार को नहीं त्याग देना चाहिए, जिस 
पर हम सशक्त हैं और उस आधार पर नहीं चल पड़ना चाहिए जिस पर हम दुर्वल 
हैं । हमारा आदर्श ऐसा हे जिसे कोई क़ानून वुरा नहीं कह सकता | हमारी स्वीकृत 
विधियां ऐसी हैं कि कोई आधुनिक सरकार उन्हें स्पष्ट रूप में ग़ैरक़ानूनी तव तक 
घोषित नहीं कर सकती, जब तक वह स्वयं को सभ्य शासन समझे जाने का दावा 
भी न छोड़ दें अपनी संभावित सफलता के लिए उस आदर्श और उन विधियों 
पर हमें दृढ़तापूवंक जमे रहना चाहिए और उन पर विश्वास भी रखता चाहिए | 
क़ानून के प्रति सम्मान राष्ट्र के रूप में वने रहने का एक आवश्यक गुण है और 
भारतीय जनता का यह सर्देव ही एक विशिष्ट लक्षण रहा है। अतएव हमें क़ानून 
का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और साथ ही उसके द्वारा दिए जाने वाले 
संरक्षण का भी लाभ उठाना चाहिए और उस स्वतन्त्रता का भी, जो यह अभी भी 
हमारे कार्य को व हमारे प्रचार को आगे बढ़ाने में प्रदान करता हे । उन छुटपुट 
हत्याओं से, जिन्होंने देश को अशान्त कर दिया है, हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है 
और एक वार उनसे स्पष्टतया और दृढ़तापूर्वक असम्बद्ध हो जाने पर हमें उन पर 
अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है । वे ग्राम्य और हानिकर नीति का ग्राम्य 
और हानिकर फल हैं और जब तक उस नीति के निर्माता अपनी afeat नहीं 
त्यागते तब तक कोई भी मानवीय शक्ति विष-वृक्ष को वैसा ही फल देने से नहीं 
रोक सकती । कानूनों के निर्माण अथवा उनके प्रशासन में अपनी कोई आवाज़ न 
रखने वाले हम लोग इस विषय में असहाय हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण और सशक्त शासन 
में असमर्थ मनुष्यों के प्रिय उपकरणों, निर्वासन और घोषणा, के विरुद्ध हम केवल 
एक बैध नीति और श्रेष्ठ आदर्श के प्रचार ब व्यवहार के प्रति स्थिर व निर्भीक 
निष्ठा ही प्रस्तुत कर सकते हैं । 

हमारा आदर है पूर्ण स्वराज अर्थात्‌ विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वशासन | 
हम प्रत्येक राष्ट्र के इस अधिकार का दावा करते हैं कि वह अपना जीवन-यापन 
अपनी शक्तियों से अपनी प्रवृत्ति व ग्रादर्शो के अनुसार करे | हम विदेशियों के इस 
अधिकार को ठुकराते हैं कि वे हमारी अपनी सभ्यता की अपेक्षा घटिया सभ्यता 
को हमारे ऊपर लाद दें अथवा हमारी पैतृक सम्पत्ति से हमें इस अयुक्तियुक्त 
आधार पर वंचित करें कि वे अधिक उपयुक्त हैं। सुदीर्घे पराधीनता के कारण 
अपनी राष्ट्रीय क्षमता व शक्ति में आ गए धब्बों और दोषों को स्वीकार करते 
हुए भी, हमें बोध है कि वह क्षमता और शक्ति हममें पुनः संचारित हो रही है। 
हम ध्यान दिलाते हैं उस अद्वितीय राष्ट्रीय शक्ति की ओर, जिसने इस देश की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- "आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० महायोगी श्री अरविन्द 


जाति को विपत्ति और पराजय की शताब्दियों में बनाए रखा, अपने पूर्वजों के 
उन महान कार्यो की ओर, जो कल तक होते रहे, उन विद्वान और चरित्रवान 
अनेकानेक पुरुषों की ओर, जिनके समान व्यक्तियों को परतंत्रावस्था में किसी अन्य 
राष्ट्र ने उत्पन्न नहीं किया । और, हम कहते हैं कि जो जाति ऐसी अश्रुत जीवन- 
शक्ति में सक्षम है, उसे बच्चों और अयोग्यों का राष्ट्र कहकर नहीं दबाया जा 
सकता | हम किसी भी प्रकार अपने पूर्वजों से निकृष्ट नहीं हैं, हमारे पास मस्तिष्क 
हैं, साहस है, अनन्त और विविध प्रकार की राष्ट्रीय क्षमता है । हमें आवश्यकता 
है केवल क्षेत्र और अवसर की। वह क्षेत्र और अवसर तो एक राष्ट्रीय सरकार, 
एक स्वतन्त्र समाज और एक महान भारतीय संस्कृति ही प्रदान कर सकते हैं। 
जब तक हमें ये न मिलें, तब तक हमारे मस्तिष्क, साहस और क्षमता का यही ST- 
योग हो सकता है कि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए अनवरत संघर्ष करते रहें | 

हमारे स्वराज के आदर्श में किसी अन्य राष्ट्र के प्रति घृणा का समावेश नहीं 
है और देश में क़ानून के इस समय स्थापित प्रशासन के प्रति कोई घृणा है | इससमय 
नौकरशाही प्रशासन है, हम इसे जनतंत्रीय बनाना चाहते हैं । इस समय एक विदेशी 
सरकार है, हम इसे देशी बनाना चाहते हैं। इस समय विदेशी नियंत्रण है, हम इसे 
भारतीय बनाना चाहते हैं | वे झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं कि इस आकांक्षा में घृणा 
और हिसा आवश्यक है (हमारा देशभक्ति का आदर्श प्रेम और भ्रातृत्व के आधार 
पर चलता है और यह राष्ट्र की एकता के परे देखता है और मानव जाति की चरम 
एकता का भी विचार करता है ।/किन्तु हम खोजते हैं भाइयों की एकता, समान 
और स्वतन्त्र लोगों को एकता, न कि स्वामी और दास की एकता, भक्षक और 
भक्ष्य की एकता । हम एक स्पष्ट जाति और राष्ट्र के रूप में अपनी समष्टिगत 
सत्ता के बोध की मांग करते हैं क्योंकि इसी विधि से मानव जाति की चरम एकता 
प्राप्त की जा सकती है, जातियों को तथा बाह्य विशिष्टताओं को समाप्त करके 
नहीं अपितु एकता में आंतरिक बाधाओं--घृणा, विद्वेष और भ्रमों-को दूर 
करके | अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में उनके प्रति घृणा सम्मिलित नहीं है जो 
गलती से उन अधिकारों को मना करते हैं। इसमें सम्मिलित है केवल एक संकल्प 
कष्ट उठाने और प्रयत्न करने का, साहसपूर्ण और बिना व्यक्तियों का लिहाज़ किए, 
सत्य बोलने का तथा स्वयं को स्थापित करने और प्रगति-नियम में बाधक जो भी 
हो, उसे विस्थापित करने के लिए, दबाव के प्रत्येक वैध साधन तथा नैतिक शक्ति 
के प्रत्येक स्रोत का प्रयोग करने का । 

हमारी विधियां हैं आत्म-सहायता और निष्क्रय प्रतिरोध । राष्ट्रवादी दल ने, 
सावंजनिक रूप से और स्पष्ट रूप से, अपनी नीति स्वीकार की थी--अपनी 
दक्षता दिखाने के लिए उस विधि में स्वयं एक होना और संगठित होना जिसमें 
हम अपने उद्योगों को विकसित कर सकें,.अपने वैयक्तिक झगड़ों को हल कर सकें" 


SR, 5 


f 
mn सक £ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj FoufReifpegnna and eGangotri 
८१7 
कर्मयोगी का सन्देश ARY- M २१ 


सार्वजनिक अवसरों पर व्यवस्था व शान्ति रख सकें, स्वच्छता के प्रश्नों पर ध्यान 
दे सके, बीमार और पीड़ितों की सहायता कर सकं, अकाल-पीड़ितों का कष्ट दूर 
कर सकें, अपनी बौद्धिक, प्राविधिक और भौतिक शिक्षा चला सकें, अपने आन्त- 
रिक मामलों के लिए अपनी सरकार इस सीमा तक विकसित कर सकें जहां तक 
कानून का उल्लंघन किए बिना या नोकरशाही प्रशासन की कानूनी सत्ता का 
विरोध किए विना करना संभव हो । बंगाल में हम इतने विकसित हो गए थे कि 
इन सभी विषयों में अपनी क्षमता का स्पष्ट प्रमाण दे सके थे और एक सशक्त, 
एकतापूर्ण और सुसंगठित बंगाल एक समीपस्थ और निश्चित संभावना बन गया 
था । सूरत में प्रकट होने वाली आन्तरिक विपत्तियां और उसके तत्काल पश्चात 
प्रारंभ दमननीति -- जिसकी पराकाष्ठा हमारे संगठनों के विध्वंस और स्वदेशी 
कार्यकर्ताओं व सहानुभूति रखने वालों को प्रभावी रूप में सरकारी कर्मचारियों 
दवारा त्रस्त करने में हुई--दोनों ही हमारी उन्नति में गंभीर बाधाएं रहे हैं और 
इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हमारी आशाओं के साकार होने को 
दूर भविष्य के लिए स्थगित कर दिया है। यह बाधा अस्थायी है । जनता का 
साहस और विश्वास पुनः लाने के लिए तथा दमन-कानूनों से न टकराने वाली 
संगठन की नई विधियों के विकास के लिए हमारे नेताओं में साहस और स्वस्थ 
राजनीतिमत्ता की ही आवशयकता है । 

निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का विकास अंशतः तो आत्मसहायता के आव- 
एयक पूरक के रूप में तथा अंशतः सरकार पर दवाव डालने के साधन के रूप में 
हुआ था । इस नीति का सारतस्व है तब तक के लिए सहयोग देने की अस्वीकृति 
जव तक हमें क्रानून-निर्माण, अर्थ-विभाग और प्रशासन में पर्याप्त भाग और 
प्रभावी नियंत्रण न प्राप्त हो । जिस प्रकार अठारहवीं शताब्दी के अमरीकी 
संवैधानिक आन्दोलन का नारा था--“प्रतिनिधित्व नहीं तो टेक्स नहीं”, उसी 
प्रकार वीसवीं शताब्दी के हमारे क्रानून-सम्मत क्योंकि हमारा कोई संविधान 
तो है ही नहीं-आन्दोलन का नारा होना चाहिए--“नियंत्रण नहीं तो सहयोग 
नहीं । हम इस सहयोग-अस्वीकृति को सुविधाप्रद शब्द 'बहिष्कार' में समाहित 
करते हैं, अपने देश के औद्योगिक शोषण में, शिक्षा में, शासन में, न्यायिक प्रशासन 
में तथा कार्यालयी सम्वन्ध के विवरणों में सहयोग की अस्वीकृति | अवश्य ही, 
हमने सहयोग की इस अस्वीकृति को पूर्ण और अटल नहीं बनाया है किन्तु हम इसे 
एक विधि मानते हैं जिसे नैतिक दवाव की आवश्यकता अधिक बड़ी तथा और 
अधिक महत्त्वपूर्ण होने पर बृहत्तर किया जा सकता है तथा आगे बढ़ाया जा सकता 
है। यह इस नीति का केवल एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है आत्म-सहायता के क्षेत्र में 
हमारी अपनी नवजात शक्तियों को बहिष्कार द्वारा सहायता पहुंचाना । विदेशी 
माल का बहिष्कार स्वदेशी उद्योगों के लिए अनिवार्य शतं है, राष्ट्रीय शिक्षा के 


TNT थ al HEN 


18548% 


| gu Ce Kangri Collection, Haridwar 
८८. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


r { tet 


= M Ai महायोगी श्री अरविन्द 


लिए सरकारी स्कूलों का बहिष्कार अनिवार्य शतं है, पंचायत के विस्तार के लिए 
सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार अनिवार्य शतं है। केवल प्रश्‍न यह हैंकि बहिष्कार 
- कितना हो और उसकी क्या स्थितियां हों, और उसका निर्धारण प्रत्येक मामले में 
विशिष्ट समस्या की परिस्थितियों दवारा होना चाहिए। पहले तो निष्क्रिय प्रति- 
रोध की सामान्य भावना उठानी है, वाद में यह संगठित, नियमित और जहाँ 
आवश्यक हो वहां सीमित की जा सकती है । 
हमारे विकास में पहली बाधा है वह आन्तरिक विवाद जिसने इस समय तो 
कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया है और उसके स्थान पर राष्ट्रीय सभा की एक खोखली 
और विकृत नक़ल रह गई है जिसका गत वर्ष मद्रास में सम्मेलन हुआ था, और, 
यद्यपि अधिकांश प्रसिद्ध स्थानीय नेताओं के समर्थन से यह वंचित है, तो भी लाहौर 
में जिसका सम्मेलन पुनः होता निश्चित हुआ है। यह मानना भारी लुटि है कि 
यह विवाद व्यक्तिगत प्रश्नों और तुच्छ महत्त्व के भेदों के कारण हुआ । ऐसे md- 
जनिक संघर्षों में जैसा अनिवार्यतः होता है, व्यक्तिगत प्रश्‍न और कम महत्त्व के 
भेदो ने आकर भ्रमित किया और संघर्ष में कटुता घोल दी । किन्तु विवाद के 
वास्तविक प्रश्न वे थे जिनमें इस देश में स्वशासन की भावना एवं उसके रूप के 
समस्त भावी विकास का समावेश था । वह भावना और रूप जनतंत्रीय होगा या 
कुलीनतंत्रीय ? वे प्रक्रिया में संवेधानिक होंगे या मनमाने व व्यक्तिगत पसन्द 
और निर्णय से शासित होंगे ? आंदोलन अपने उद्देश्यों, नीति और भावना में 
प्रगतिशील और राष्ट्रीय होना है या रूढ़िवादी और संकीर्ण ? ये थे वास्तविक 
प्रश्न | राष्ट्रवादी दल जनतंत्र, संवैधानिक और प्रगति के पक्ष में था। उदारवादी 
दल ने वुद्ध और सम्मानित नेताओं के प्रति अतिशय सम्मान-भावना से शासित 
होने के कारण, बिना स्पष्ट समझे हुए कि वे क्‍या कर रहे हैं, उनकी सहायता की 
जो कुलीनतंत्र, मनमानी प्रक्रिया और लगभग प्रतिक्रियावादी रूढिवाद के पक्ष में 
थे। वैयक्तिक सनक, पसन्दे और घुणाएं घने बादल के समान संघर्ष पर छा गई । 
दोतों ओर के व्यक्ति हर मतभेद की बात पर चाहे वह सारपूर्ण या निस्तार, 
बहाना या शस्त्र के रूप में अड़ गए । दलीय युद्ध के दांवपेचों का स्वच्छंदतापूर्वक 
प्रयोग हुआ । और अन्ततः, कुछ उदारदलीय नेताओं द्वारा मतभेद की बातों पर 
चर्चा को टालने की जानबूझकर की गई हठवादिता और दोनों पक्षों के नवयुवकों 
की अनियंत्रित गर्मी ने सूरत के हिसापूर्ण दृश्य उपस्थित किए और कांग्रेस को 
तोड़ दिया । यदि प्रश्‍न को कभी भी राष्ट्रीय प्रगति के हित में निमित होना है 
तो वयक्तिक और छोटे-छोटे भेदों को क्षेत्र से हटा देना होगा और वास्तविक 
AMAT पर स्पष्टता से तथा आवेगहीनता के साथ विचार करना होगा | 
विशेष महत्त्व के वे प्रश्‍न जो दोनों दलों को विभक्त कर रहे हैं, ये हैं-- 
आदशेके रूप में ग्राह्य स्वराज का ठीक रूप, निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति और 


fp CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश २३ 


कुछ प्रस्तावों का रूप। अंतिम प्रश्‍न तो कांग्रेस द्वारा ही निश्चित होगा और 
राष्ट्रवादी यही मांग करते हैं क्रि विचार-विमर्श का गला न घोंटा जाए और उन्हे 
राष्ट्रीय सभा के सम्मुख अपने विचारों को प्रस्तुत करने के संवैधानिक अधिकार 
से वंचित न किया जाए । अन्य बातों पर, वे अपने आदर्श या अपनी नीति का बलि- 
दान तो नहीं कर सकते, किन्तु उनका दावा यह है कि एक स्वतंत्र विचारात्मक 
सभा में ये मतभेद संयुक्त प्रगति के मार्ग में वाधक नहीं बनने चाहिए । स्वराज 
की बात तो स्वराज-प्रस्ताव में 'उपनिवेज्ञों के समान स्वशासन' के स्थान पर (पूर्ण 
और सम्पूर्ण स्वशासन' रख देने से हल हो सकती है। निष्क्रिय प्रतिरोध के विषय 
में मतभेद इस समय इस बात पर टिका हुआ है कि वहिष्कार-प्रस्ताव जिसे राष्ट्र- 
वादी दल--और इसमें वे अनेक उदार पंथी मत वालों की एक बड़ी संख्या द्वारा 
समर्थित हैं--छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता । किन्तु यहां भी वे स्वतंत्र रीति से 
निर्वाचित कांग्रेस के पंचमंडल को यह प्रश्न सौंपने को तैयार हैं, यद्यपि वे संकुचित 
और सीमित विषय-समिति को अंतिम सत्ता मानने से इनकार करते हें । अतः यह 
समझा जाएगा कि वास्तविक प्रश्‍न आदि से अन्त तक वैधानिक है । उस संस्था ने, 
जो इस समय स्वयं को कांग्रेस कहती है, एक संविधान स्वीकार किया है जो संकु- 
चित है, एकान्तिक है, गैर-जनतांत्रिक है और इस तरह से निर्मित हे कि जनता 
द्वारा प्रतिनिधियों के स्वतंत्र निर्वाचन को प्रतिबंधित कर देता है । प्रतिनिधि बनने 
के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शब्दों के एक 
विशिष्ट रूप में निष्ठा के कुछ परिच्छेद लगाकर इसने स्वयं को सीमित कर लिया 
है । इसका उद्देश्य है लोगों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थान पर कुछ प्रवर समितियों 
और संस्थाओं के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव कराना। यह अनेक लोगों को निर्वा- 
चन से मुक्‍त कर देता है और सभा के कार्यों को चलाने में उन्हें अनुचित महत्त्व 
प्रदान करता है । इन्हें और ऐसी ही अन्य धाराओं को कोई भी जनतांत्रिक दल 
स्वीकार नहीं कर सकता । राष्ट्रवादी सम्मेलन या उदारदली सम्मेलन तो इस 
प्रकार अपनी एकता की सुरक्षा कर सकते हैं किन्तु कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय सभा है 
और रहनी चाहिए जो जनता द्वारा ठीक प्रकार से निर्वाचित सब को स्वतंत्रता- 
पूर्वक प्रवेश देगी । इस एक समूह द्वारा जो इसकी धाराओं द्वारा पहले से ही संकु- 
चित है, इस प्रतिक्रियावादी संविधान को विचारानुसार पारित कर देता वेधानिक 
दृष्टि को दूर नहीं करेगा । पुरानी परिपाटी से चुनी हुई कांग्रेस ही अपने संविधान 
व कार्य-विधि के लिए भावी धाराओं को, सब की स्वीकृति मिलने की आशा से, 
निर्धारित कर सकती है। 

अतः कांग्रेस या सम्मेलन के किसी छल-कपट से समस्या का समाधान नहीं 
निकल सकता अपितु यह संभव है प्रान्तीय सम्मेलनों द्वारा, जो दोनों दलों के 
नेताओं को अधिकार दें कि समिति में मिलें और ऐसी व्यवस्था करें जो मतभ्नेदों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ महायोगी श्री अरविन्द 


को दूर करेगी और कांग्रेस को भविष्य में निविष्न और स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने 
में समर्थ बनाएगी | यदि कोई ऐसा अल्पमत है जो ऐसे किसी प्रयत्न में सम्मिलित 
होना स्वीकार न करे तो बहुमत द्वारा उनको अमान्य करना और लोकेच्छा को पूर्ण 
करने के लिए परस्पर मिलना अवश्य ही प्रान्तों के आदेश से न्यायसंगत होगा। 
एक बार रूपरेखाएं निश्‍चित हो जाएं तो उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित कांग्रेस 
को स्वतन्त्र पसन्द को प्रस्तुत किया जा सकता है-स्वीकृति, अस्वीकृति या रूपा- 
न्तरण के लिए। इससे कांग्रेस को उस ठोस वैधानिक रूपरेखा पर पुनः लाया जा 
सकताहै जिसमें अतीत के कटु अनुभव पर विश्वास किया जा सकता है जिससे हठ- 
वादिता और आवेग की वे afeat रोकी जा सकें जिन्होंने सूरत में समस्या के 
समाधान को रोका था। 

कांग्रेस के अन्दर को अपेक्षा कांग्रेस के बाहर सम्मिलित कार्य करने की संभा- 
वनायें अधिक पूर्ण हैं । दो ही प्रश्‍न हैं जो स।मंजस्य में विघ्न डाल सकते हैं या कार्य 
को उलझा सकते हैं। प्रथम तो है वर्तमान सुधारों की स्वीकृति या अस्वीकृति का 
प्रश्‍न, उन सुधारों का जिन्होंने न तो जन-निथन्त्रण के किसी अंश को और न किसी 
नए वैधानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, अतिरिक्त इसके कि एक सम्प्रदाय के 
लिए रियायती प्रतिनिधित्व का अस्वस्थ सिद्धान्त । इसमें सहयोग का व्यापक प्रश्‍न 
आ जाता है। साधारणतया यह माना जाता है कि राष्ट्रवादी दल स्वराज्य की 
पूर्ण प्राप्ति से पहले सहयोग के सतत और अनम्य अस्वीकार के लिए वचनबद्ध है। 
राष्ट्रवादी पत्रकारों ने इस त्रुटि का स्पष्टतापूर्वक खण्डन करने की चिता नहीं की 
है क्योंकि वे अपने आदर्श को स्वीकृत कराने और निष्क्रिय प्रतिरोध व पूर्ण आत्म- 
सहायता की भावना को लोकप्रचलित कराने को अधिक उत्सुक थे अपेक्षाकृत उस 
विषय पर चर्चा करने के जो तब व्यावहारिक राजनीति का प्रश्‍न नहीं था । कितु 
यह्‌ स्पष्ट है कि ऐसी वात रखने वाला दल सिद्वान्तवादियों और आदर्शवादियों 
का ही दल होगा, व्यावहारिक विचारकों व कार्यकर्ताओं का नहीं। राष्ट्रवादी 
सिद्धान्त है “नियन्त्रण नहीं तो सहयोग नहीं।” चूकि सभी नियंत्रण से बंचित कर 
दिया गया हैं, और जब तक सभी नियन्त्रण से वंचित किया जाएगा, राष्ट्रवादी दल 
यथासंभव पूरे तौर से सहयोग की अस्वीकृति का प्रचार करेगा । कितु यह स्पष्ट है 
कि यदि, उदाहरणार्थं संरक्षणात्मक चुंगी लगाने का अधिकार यदि लोकप्रिय और 
निर्वाचित निकाय को दे दिया जाय तो कोई भी विचारशील राजनीतिक दल 
वाणिज्यीय बहिष्कार में आग्रह को प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग की अपेक्षा वरीयता 
नहीं देगा । अथवा यदि शिक्षा को इसी प्रकार सरकारी नियन्त्रण से तियुक्त कर 
दिया जाए और एक लोकप्रिय निकाय को सौंप दिया जाए, जैसा लाड रिए ने एक 
वार इसे सौंपने का विचार किया था, तो कोई भी समझदार राजनीतिज्ञ राष्ट्र से 
उस शिक्षा का बहिष्कार करने को नहीं कहेगा । अथवा यदि त्यायालयों को भार- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश २५ 
तीय न्यायाधीश चलाएं और न्यायालय कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी न होकर 
एक प्रतिनिधि मंत्री के प्रति उत्तरदायी हों, तो पंचायत तत्काल ही नियमित 
न्यायालयों के अतिरिक्‍त सहायक के रूप में हो जायेंगे। इसी प्रकार जनता को 
प्रभावी स्वर देना अस्वीकार करने वाले प्रशासन में सहयोग करने से इनकार करने 
का यह अर्थ नहीं है कि उस प्रशासन में भी सहयोग करने से इनकार किया जाए 
जिसमें जनता का प्रभावी भाग है। निरंकुशतापूर्ण उपहारों की अस्वीकृति का अर्थ 
जनता को मिले हुए अ-हरणीय सार्वजनिक अधिकारों को भी अस्वीकार किया 
जाए | इसके विपरीत, स्वराज के विभिन्न अंगों को प्रदान करने के लिए शांतिपूर्ण 
नैतिक दबाव से बाध्य करने के उद्देश्य से और ऐसे अनुदान के अभाव में हमारी 
अपनी संस्थाओं को विकसित करने के उद्देश्य से--जिससे नौंकरणाही संस्थाओं 
का क्रमशः निष्कासन हो और अंतत: उनके पैर उखाड़ दिये जाएं--आत्म-सहायता 
और निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति प्रारम्भ की गई थी । सार्वजनिक अधिकारों की 
इस स्वीकृति का अर्थ न तो पूर्ण स्वशासन के आदर्श का परित्याग और न जनाधि- 
कारों में भावी मनमाने हस्तक्षेप होने पर निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रयोग का परि- 
त्याग | इससे यही उपलक्षित होता है कि आंशिक स्वराज का पूर्ण स्वराज की ओर 
एक पग और माध्यम के रूप में प्रयोग । जहां पर राष्ट्रवादी लोग निश्चित रूप से 
और निर्णयात्मक रूप से उदारपंथियों के एक प्रभावी वर्ग से पृथक्‌ हो जाते हैं, वह 
किसी ऐसी तुच्छ या भ्रमपूर्ण सुविधा को स्वीकार करने से इनकार करना जो 
हमारी आकांक्षाओं को उनके अपरिवर्तनीय आदर्श से दूर ले जाएगी या लोगों को 
इस विचार के भ्रम में डाल देगी कि उन्होने यथार्थ अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। 
दूसरा प्रश्‍न है बहिष्कार से चिपके, रहने और उसे लागू करने का | बंगाल में, 
यद्यपि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतने कायर या प्रतिक्रियावादी हैं कि इस शब्द या 
कार्य से HAUT, तो भी सर्वसामान्य भावना इसके पक्ष में आग्रहपूर्ण और व्यावहा- 
रिकतया एकमत है। किन्तु अब वह समय है जब बहिष्कार को नियमित करने के 
प्रश्‍न पर गंभीरता से विचार किया जाए। राष्ट्रवादियों ने सदेव ही स्वदेशी के 
प्रस्ताव में 'यथासंभव' शब्द पर आपत्ति की है क्योंकि इसकी अस्पष्टता ने संकोची 
व शिथिल लोगों के लिए बचाव का नया मार्ग छोड़ दिया है और इस रूप को 
उन्होंने 'त्यागपूर्वक' ही वरीय्रता दी है । किन्तु अच्छा होगा यदि हम बहिष्कार की 
प्रत्यक्ष समस्याओं का सामना करे | यद्यपि हमें वहां पूर्णतया इसे पालन करना 
Sa जहां स्वदेशी वस्तुएं उपलब्ध हैं और साथ ही निरी विलास-वस्तुओं के 
विषय में भी जिन्हें हम छोड़ सकते हैं, तो भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 
जीवन और व्यापार की ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमें अभी भी विदेशों को 
जाना पड़ता है । जनता का मार्गदर्शन उन देशों के चुनाव के विषय में किया जाना 
चाहिए कि इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए हम किन देशों का समर्थन करेंगे -- 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ महायोगी श्री अरविन्द 


अवश्य ही वे भारतीय आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाले देश होंगे--और 
किनका हम बहिष्कार करेंगे। इस प्रश्‍न से निपटने में असफलता ही हमारे राज- 
नीतिक बहिष्कार कार्यक्रम की शिथिलता और परिणामस्वरूप विभाजन को रह 
कराने में हमारी असफलता के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है । अन्य प्रश्‍न भी हैं जैसे 
दुकानदारों और व्यापारियों द्वाराविदेशी माल को स्वदेशी करके थोक में चलने देने 
का प्रयत्न जिसे तत्काल देखना चाहिए यदि आंदोलन को भारी धक्के से बचाना है। 
एक अन्तिम कठिनाई रहती है--जब यह प्रश्न हल हो जाएं तब भी आंदो- 
लन को किस संगठन द्वारा चलाया जाए ? राष्ट्रवादी दल का कार्यक्रम तो पुनर्गठित 
कांग्रेस के आधार पर एक महान विचारशील और कार्यकारी संगठन खड़ा करना 
था और यह योजना अभी भी देश को संगठित करने का एकमात्र उपयुक्त साधन 
है। यदि संगठित कांग्रेस न भी बन सके, तो भी प्रान्तों को स्वयं को पृथक्‌-पृथक्‌ 
संगठित करना चाहिए और शायद यह कांग्रेस को वापस लाने का एक मात्र संभव 
मार्ग सिद्ध हो सके, नीचे से निर्माण के द्वारा । जिला-संगठन भी बिना कार्य-कर्ताओं 
के प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकते और हमने इनकी व्यवस्था नवयुवकों की 
सभाओं और समितियों में की थी जो सर्वत्र प्रकट हो गई थीं और सम्पूर्ण बंगाल 
में दक्ष संगठत बनाने में सफल हो रही थीं। इस समय प्रशासकीय आदेश द्वारा 
उनका दमन कर दिया गया है। यह प्रश्‍न उठता है कि क्या हम उन्हें युवक समूहों 
के ऐसे मुक्त व पकड़ में न आने वाले संगठन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर सकते 
जिनमें से प्रत्येक समूह अपना कार्य सर्वसहमति से और कन्धे से कन्धा मिलाकर 
करे, किन्तु बिना एक स्थिर या सुनिश्चित संगठन के । मैं इस सुझाव को उन प्रांतों 
के विचारक व कर्मठ नेताओं के सम्मुख रख रहा हूं जिनमें एकता संभव दिखाई 
देती है । 
तो यह है परिस्थिति, जसी मुझे लगती है। राष्ट्रवादी दल को जो नीति मैं 
सुझा रहा हूं उसे संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 
१. आत्मसहायता तथा निष्क्रिय प्रतिरोध की शान्तिपूर्ण नीति पर कानून का पूर्ण 
आदर करते हुए, जमे रहना। 
२. सरकार के प्रति अपनी वृत्ति को इस सिद्धान्त से नियन्त्रित रखना--“अधि- 
कार नहीं तो सहयोग भी नहीं ।” 
३. उदार दल से पुनः मेल, जहां भी संभव हो, और संगठित कांग्रेस की पुन- 
रचना | 
४. बहिष्कार-आन्दोलन का नियंत्रण जिससे राजनीतिक व आथिक दोनों बहि- 
ष्कार ही प्रभावी हो सकें । 
५. हमारे मूल कार्यक्रम के अनुसार, यदि सम्पूर्ण देश का न हो सके, तो प्रान्तों का 
ही संगठन | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


meni 


teen 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर्मयोगी का सन्देश २७ 


६. सहयोग की ऐसी पद्धति जो कानून का उल्लंघन तो न करे किन्तु कार्यकर्ताओं 
को आत्म-सहायता और राष्ट्रीय दक्षता का कार्य लेकर चलने में सहायक हो, 
चाहे ठीक पहले के समान प्रभावी रूप में नहीं भी हो तो भी शक्ति और 
सफलता के साथ 1” 
श्री अरविन्द के इस खूले TA का प्रभाव सरकार पर भी पड़ा और क्रांतिका- 

रिणी निवेदिता ने अपने गुप्त सूत्रों से श्री अरविन्द को यह जानकारी भी दी कि 

सरकार ने उन्हें निर्वासित करने का विचार इस समय तो स्थगित कर दिया है | 
श्री अरविन्द का तीर ठीक निशाने पर बँठा था । 


दल Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


२. ,अमृतवाणी 


श्री अरविन्द ने उदारदलीय कांग्रेसियों को साथ बनाये रखने के लिए स्वयं 
अनेक प्रयास किये थे । एक विशेष उदाहरण उल्लेखनीय हे । सितम्बर १९०९ की 
'बंग प्रान्तीय परिषद्‌' (हुगली) में मिटो-मार्ले-सुधारों के समर्थक उदारपंथियों के 
प्रस्ताव को विषय-समिति में नीचा देखना पड़ा और खुले अधिवेशन में उदारपंथी 
नेता कांग्रेस से अलग होने की स्थिति में आ गए थे क्योंकि उपस्थित प्रतिनिधियों 
का विशाल बहुमत राष्ट्रवादी होने के कारण उनके भाषण भी सुनना नहीं चाहता 
था, प्रस्ताव के समर्थन का तो प्रश्न ही नहीं था तब श्री अरविन्द ने स्वयं ही मंच 
पर पहुंचकर एकता बनाए रखने के लिए अपने दल के लोगों से या तो चुप बैठे रहने 
या पंडाल से चले जाने का अनुरोध किया था। और, अपने नेता के आदेश के 
अनुसार प्रतिनिधियों का एक बड़ा अंश चुपचाप बाहर चला गया था। तब उदार- 
दलीय नेताओं का प्रस्ताव भी पारित हो गया और उन्होंने भाषण भी दिए जिनमें | 
यह रोना बराबर चलता रहा कि जनता श्री अरविन्द जैसे अनुभवहीन 'युवक नेता | 
की बात सुनती और मानती है कितु उनके जैसे अनुभवी और वयोवृद्ध नेताओं का | 
त अनुगमन करती है, न उनकी बात सुनती है | 

श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के उदारदलीय व्यक्तियों की एक व्यक्तिगत | 
बैठक में श्री अरविन्द तथा कुछ अन्य प्रसिद्ध बंगाली राष्ट्रवादी नेताओं को बुला- | 
कर यह्‌ प्रयत्न किया था कि बनारस में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस में 
बंगाल संयुक्त रूप में भाग ले । किन्तु इसके पीछे श्री सुरेन्द्रताथ बनर्जी का उद्देश्य | 
स्वयं संयुक्त बंगाल का नेता बनकर जाने का था जवकि श्री अरविन्द और उनके 
साथी समझौता इस रूप में करना चाहते थे कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन हो 
ताकि स्वतन्त्रतापूर्वंक चुने गए प्रतिनिधि चुन कर जाएं। श्री अरविन्द ने श्रीमती | 
एनीबीसेण्ट के 'होमरूल आन्दोलन' पर भी दृष्टिपात किया किन्तु यहां तो ब्रिटिश | 
साम्राज्य के अधीन स्वतन्त्र भारत की कल्पना उन्हें अधूरी लगी । “निष्क्रिय प्रतिः 
रोध (अर्थात्‌ भावी गांधी-सत्याग्रह की अपेक्षा अधिक तेजस्वी सत्याग्रह) के 
संघटक नेता के रूप में भी वे कार्य कर सकते थे किन्तु उन्होंने उस मार्ग को अपने 
लिए उपयुक्त नहीं माना ओर वे स्वयं राष्ट्रवादी दल के संगठन में ही जटे रहे तथा 


RR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमृतवाणी २९ 


राष्ट्रीयता का सन्देश जन-जन को देकर चेतना का नवसंचार करने में प्रयत्नशील 
रहे । उस समय उन्होंने स्थान-स्थान का दोरा भी किया था और अनेक भाषण भी 
दिए थे । उनके तत्कालीन भाषणों में से वीडन स्क्वायर (कलकत्ता) के भाषण के 
अतिरिक्‍त वारीसाल जिले में झालाकाटी की परिषद में, हावड़ा के 'पीपुल्स ऐसो- 
सिएशन' में, कालिज स्क्वायर (कलकत्ता) में तथा कुमारतुली में दिए गए भाषण 
उपलब्ध हैं तथा प्रकाशित भी हुए हैं । इन भाषणों में उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण बातें 
कही थीं | 

बीडन स्क्वायर भाषण में श्री अरविन्द ने सरकारी दमन द्वारा जनता के 
उत्साह को और बढ़ने की आवश्यकता बताते हुए कहा था--“ओर फिर दमन है 
क्या ? कुछ लोग जेलों में डाल दिए गए, कुछ निर्वासित कर दिए गए, कुछ घरों 
= तलाशी ली गई, कुछ दाने वाले कानून बनाये गए जो प्रेस और मंच की स्वतं- 
वता कम कर दे | दूसरे राष्ट्रों ने स्वतन्त्रता के लिए जो मूल्य चुकाया है उसकी 
तुलना में तो यह कुछ भी नहीं 1” 

श्री अरविन्द ने कहा था कि यह तो परमात्मा का कानून है कि अधःपतित 
राष्ट्र तव तक उन्नत न होने दिया जाए जब तक वह अनन्त कष्ट न उठा ले और 
अनन्त प्रयत्न न कर ले । यह कीमत तो पहले राष्ट्रीय कर्तव्यपालन में हुई चूको के 
लिए चुकानी पड़ती है। श्री अरविन्द ने कहा था कि जनता का नैतिक वल नहीं 
टूटा है, यह और बात है कि कुछ धती और कोमल लोग भले ही सम्मेलनों और 
परिषदों में भाग लेने या अपने विचार खुले रूप से प्रकट करने में संकोच करने लगे 
हों किन्तु राष्ट्र का मनोबल बढ़ा है। और इसकी पहचान सभा में आए लोगों की 
संख्या और होने वाली सभाओं की संख्या से नहीं अपितु लोगों के हृदयों की भाव- 
नाओं व निश्चय से ही की जा सकती है। अंग्रेज शासकों ने सदैव कहा था कि वे 
भारत को स्वशासन तब देंगे जब वह योग्य बन जायेगा । सरकार यह देख रही है 
कि यह आन्दोलन सचमुच शक्ति पर आधारित है या अस्थायी रूप का है । उन्होंने 
मिंटो-मा्ले-सुधारों की भी मीमांसा की थी और उनका खोखलापन तथा हानिकारक 
स्वरूप स्पष्ट किया था | उन्होंने सरकार के सूर्यास्त के पश्चात्‌ किसी भी नागरिक 
पर सः्देह करने वाले 'सनसँट रेग्यूलेशन' की भी धज्जियां उड़ा दी थीं | उन्होंने कहा 
था कि सरकार प्रेस पर नियंत्रण कर भी ले तो क्या हुआ, भारत राष्ट्र में तो देश के 
एक कोने से दूसरे कोने तक समाचार को फेलाने की विद्युतवेगमयी शक्ति प्रेस व 
तार के आविष्कार से बहुत पहले से है । भारतीयों को केवल यह विश्वास रखना 
चाहिए कि स्वातंत्य-सूर्यं उदित होने को ही है, प्रभात होकर रहेगा ओर प्रत्येक 
घड़ी उस ईश्वर-निर्णीत क्षण को समीप ही ला रही है । 
..बारीसाल जिले के झालाकाटी स्थान पर भाषण में उन्होंने कहा था कि बारी- 
साल में, जो श्री अश्विनीकुमार दत्त का जन्मस्थान तथा कर्मक्षेत्र हे, आकर वे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a __ 
e = = जज ३०३२. _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० महायोगी श्री अरविन्द | 
राष्ट्रीय-भावना के पवित्र पीठस्थान पर पहुंचने की अनुभूति करते हैं। उन्होंने 
झालाकाटी में हुए सरकारी दमनचक्र का उल्लेख किया था, निर्वासित नेताओं की 
भावुकतापूर्वक चर्चा की थी । उन्होंने सरकार द्वारा लगाए गये आरोपों---अराज- 
कता, हिसा, विद्रोह, डकैती इत्यादि--के मिथ्यात्व की विस्तृत चर्चा करते हुए 
कहा था कि यह सोचना मूखंता है कि परमात्मा की आवाज़ पर जाग्रत कोई राष्ट्र 
दमन से फिर सुलाया जा सकता है। भारत माता का भव्य मन्दिर बनाते समय 
आये इस भयंकर तूफान के रूप में स्वयं परमात्मा ही देशभक्तों की परीक्षा ले रहा 
है । किन्तु परमात्मा ने दमन क्‍यों किया है ?” दमन कुछ नहीं हे, केवल परमात्मा 
का हथौड़ा है जो हमें विशिष्ट रूप में ढाल रहा है जिससे हम एक शक्तिशाली 
राष्ट्र के रूप में ढल जाएं और विश्व में उसके कार्य के लिए माध्यम बन जायें । हम 
उसकी निहाई पर लोहा हैं और चोटे हमें नष्ट करने के लिए नहीं पुर्नानमित करने 
के लिए पड़ रही हैं ॥ बिना कष्ट उठाये तो विकास हो ही नहीं सकता ।” श्री 
अरविन्द ने आगे कहा था कि परमात्मा ने यदि अश्विनीकुमार दत्त, कृष्णकुमार 
मित्र या लोकमान्य तिलक को जनता के बीच से हटाकर दूर ले जाकर रख दिया 
हे तो यह सब परमात्मा की योजना में सार्थक है, व्यर्थ नहीं है --“भगवान ही, कोई 
और नहीं, उन्हें उठाकर ले गया है और उसकी विधियां मनुष्यों की विधियां नहीं हैं, 
क्योंकि वह सर्व-बुद्धिमान है। वह हम से अधिक अच्छी तरह जानता है कि हमारी 
आवशयकता क्या है। उसने अश्विनीकुमार दत्त को वारीसाल से हटा लिया है। 
कया आन्दोलन मर गया है ? क्या स्वदेशी मृत है ? देश के शासकों ने अपनी अल्प- 
बुद्धि से सोचा है कि सिरों की काट-छांट से आन्दोलन समाप्त हो जाएगा । वे नहीं | 
जानते कि महान्‌ होने पर भी अश्विनीकुमार दत्त इस आन्दोलन के नेता नहीं हैं, | 
तिलक नेता नहीं हैं, परमात्मा ही नेता है। वे नहीं जानते कि वह तूफान जो देश पर 
छाया हुआ है उनके द्वारा नहीं भेजा गया था, अपितु भगवान द्वारा और भगवान के 
अपने महान उद्देश्य से । और वही शक्ति जो आज तूफ़ानों में और विपत्ति के उस 
तूफान में जो देश पर से निकला है प्रकट हुई है, वही शक्ति हममें भी है।” 
श्री अरविन्द ने इसके पश्चात्‌ भारत राष्ट्र में व्याप्त इस आध्यात्मिक शक्ति 
का उल्लेख अत्यन्त ओजस्वी शब्दों में किया था--''और यदि वे हमें पीड़ित करने 
में सशक्त हैं, तो हम सहन करने में सशक्त हे । हम साधारण जाति नहीं हें । हम 
इतनी प्राचीन जाति हैं जितनी प्राचीन हमारी पहाड़ियां और नदियां हैं और हमारे 
पीछे उनसे कई गुनी महानता का वह इतिहास है जिससे बढ़कर इतिहास किसी 
जाति का नहीं है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने तपस्या की थी और आध्यात्मिक 
लाभ के लिए अश्रुत तप किए थे और स्वेच्छा से मानव को संभव सभी कष्टों को 
स्वीकार किया था । हम उन माताओं की सन्तान हैं जो जलती चिता पर हंसते 
हुए इसलिए चढ़ गई कि परलोक में अपने पतियों का अनुगमन कर सकें । हम ऐसे 


| 
i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अमुंतवाणी ३१ 


लोग हैं जो पीड़ा का स्वागत करते हैं और जिनके हृदय में आध्यात्मिक शक्ति है, 
जो किसी भी भौतिक वल से अधिक बड़ी है | हम ऐसी जाति हैं जिसमें भगवान्‌ ने 
हमारे इतिहास के अनेक महत्त्वपूर्ण क्षणों में दूसरी किसी भी जाति की अपेक्षा 
अधिक प्रकट किया है । चूंकि परमात्मा ने स्वयं को प्रकट करने का निश्चय किया 
है और अपने लोगों के Feat में प्रवेश कर लिया है, इसीलिए हम राष्ट्र के रूप में 
उठ रहे हैं । अतः कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि हम में से जो महानतम और प्रियतम 
हैं, दूर ले जाये जायें Ë परमात्मा की कृपा में विश्वास रखता हूं और विश्वास 
करता हूं कि वे शीघ्न ही हमें वापस मिल जायेंगे । क्रितु यदि वे पुतः वापस न भी 
आयें तो भी आन्दोलन बन्द नहीं होगा । यह अबाध रूप से आगे बढ़ता ही जाएगा 
जब तक इसमें परमात्मा की इच्छा पूर्ण न हो जाए!” 

श्री अरविन्द ने स्वराज और उसकी प्राप्ति के साधनों की चर्चा भी कुछ 
विस्तार से की थी और शासन को सम्बोधित करते हुए कहा था-“हमारे देश के 
शासन में हमारी कोई आवाज नहीं हे और कानून तथा उनके प्रशासन में तुम हमें 
ध्यान देने नहीं देते । किन्तु हमारे अधिकार में एक चीज है; हमारा साहस और 
भक्ति हमारे अधिकार में है; हमारा बलिदान, हमारी पीड़ायें तो हमारे अधिकार 
में हैं जिन्हें तुम हम से नहीं छीन सकते और जब तक तुम उन्हें नहींछीन सकते, तुम 
कुछ नहीं कर सकते । तुम्हारा दमन चिरकाल तक नहीं चल सकता क्योंकि उससे 
देण में अराजकता आ जाएगी । यदि यह्‌ दमन स्थायी रूप ले लेता है तोतुम अपना 
प्रशासन नहीं चला पाओगे | तुम्हारी सरकार विघटित हो जाएगी 1” 

हावड़ा के 'पीपुल्स ऐसोसिएशन' में बोलते हुए उन्होंने संस्था बनाने का अधि- 
कार” विषय पर लम्बा वक्तव्य दिया था । उन्होंने मानवता के विकास के बड़ें उपा- 
arti के रूप में स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व की व्याख्या की ay | श्री अरविद 
ने बताया था कि प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की संस्थायें थीं क्योंकि जीवत 
जटिल था । राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, धामिक संस्थायें थीं । ग्राम- 
जीवन में भी, नगर-जीवन में भी साहचर्य सुविकसित था । कालान्तर में इस जीवन 
में विकृतियां आ गई और पश्चिम के सम्पर्क के परिणामस्वरूप पुनः संस्थाओं की 
धारणा बलवती हुई । पहले स्वयंसेवक-संस्थाओं के रूप में, बाद में व्यायाम आदि 
के अखाड़ों के रूप में और अन्त में रामकृष्ण मिशन आदि के रूप में बंधुत्व-प्रचा- 
रार्थं संस्थाओं की स्थापना हुई । किन्तु सरकार ने अब इनका दमन कर दिया है 
और यह आरोप लगाया है कि ये संस्यायें घृणा, हिसा, डकती आदि से संबंधित 
थीं। श्री अरविन्द ने सरकार के इन आरोपों का खण्डन करते हुए 'स्वदेश-वांधव 
समिति! की विस्तार में चर्चा करते हुए उसके द्वारा निर्धनों की, रोगियों की सेवा 
इत्यादि पर प्रकाश डाला था तथा परिस्थिति की मीमांसा करते हुए राष्ट्रभक्ति 
का ओजस्वी संदेश दिया था-- देशभक्ति के अपराध के लिए हमें कोई भी दण्ड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ महायोगी श्री अरविन्द 


दिया जाए, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में हमें किसी भी खतरे का 
सामना करना पड़े, तो भी हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, देश का कार्य करना ही 
चाहिए 1” 

श्री अरविन्द ने संस्था का अर्थ बताते हुए कहा था--“तो फिर संस्था क्या 
हे ? संस्था ऐसी चीज नहीं है जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मन्त्री के विना रह ही न 
सकती हो। संस्था ऐसी चीज़ नहीं है जो मिल ही न सकती हो, जव तक मिलने का 
निश्चित स्थान न हो । संस्था एक चीज है जो हमारे अन्दर की भावना और शक्ति 
पर निर्भर है। संस्था का अर्थ हे एकता, संस्था का अर्थ है बंधुत्व, संस्था का अर्थ 
है एक स्वनिष्ठ कार्य में एकत्रित बांध लेना । जहां जीवन है, जहां आत्मत्याग है 
जहां निःस्वार्थ और निहेतुक श्रम है, जहां हमारे अन्दर चीजे हैं, वहां कार्य रुक ही 

नहीं सकता । यह नहीं रुक सकता यदि एक भी मनुष्य हो जो हर खतरे में भी इसे 

आगे बढ़ाने को तैयार हो । अंततः यह कार्य करने का प्रश्‍न है, कार्य के माध्यम का 
प्रश्‍न नहीं है । यह तो केवल मिल-जुलकर किसी एक या दूसरे प्रकार से काम करने 
का प्रश्‍न Sl उन्होंने प्रत्येक अगले दिन के लिए कार्य निश्चित करके, समय 
निश्चित करके, चलने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने सम्पूर्ण भारत की एक 
संस्था, एक संगठन, एक संघ बनाने की बात कही थी । यह संस्था अर्थात्‌ एक राष्ट्र 
बनाने की बात उन्होंने यूरोपीय ढंग से स्वार्थो के आधार पर संगठन करने से भिन्न 
बताते हुए अपनी मातु भूमि के पुत्र होने के नाते बंधुत्व के आधार पर संगठन करने 
की कही थी । इस आदश को उन्होंने ईश्वरीय वाणी के रूप में बताते हुए कहा था 
कि यह भावना हमारे अन्दर के ईश्वर को जगा देती है और कहती है--“तुम सब 
एक हो, तुम सब भाई हो । एक स्थान है जिसमें तुम सब मिल जाते हो और वह है 
तुम सव की एक ही माता | वह केवल मिट्टी नहीं है । वहमाता है जिसमें तुम गति- 
शील और अस्तित्वशील हो । परमात्मा को राष्ट्र में देखो, परमात्मा को अपने भाई 
में देखो, परमात्मा को विस्तृत मानव समाज में देखो ।” 

अन्त में श्री अरविन्द ने कहा था--“हम इसी संघ को बना रहे हैं, बंगाल के 
समाज और भारत के सम्पूर्ण समाज का महान्‌ संघ । यह मार्ग की बाधाओं को 
चीर कर बढ़ रहा है और सदैव बढ़ेगा । जब अश्विनीकुमार दत्त की भावना जाति 
और राष्ट्र के प्रत्येक नेता में आ जाएगी और राष्ट्र एक महान्‌ “स्वदेश बांधव 
समिति' बन जाएगा, तभी यह परिपूर्ण हो जायेगा। यह हमारा सनातन राष्ट्रीय 
ग्रादशं है और इसकी शक्ति से हमारा राष्ट्र जागेगा चाहे वेकोई भी कानून बनाएं | 
हमारा राष्ट्र अपनी सत्ता के कानून की शक्ति से उठेगा और जियेगा क्योंकि पर- 
मात्मा द्वारा भारत राष्ट्रको यह आदेश दिया जा चुका है--'सं गठित बनो, 
स्वतन्त्र बनो, एक बनो, महान्‌ बनो ।' 7. 


कालिज स्क्वायर के भाषण में श्री अरविन्द ने गोपालकृष्ण गोखले के इस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


piu 
AU 


अमृतवाणी 


वक्तव्य का खण्डन किया था कि स्वतन्त्रता का आदर्श किसी समझदार मनुष्य का 
आदश नहीं हो सकता और इसका भी कि शान्तिपूर्ण उपायों से स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं की जा सकती और जो लोग निष्क्रिय प्रतिरोध आदि के शांतिपूर्ण साधनों की 
बात करते हैं, वे कायर हैं और हृदय की हिसापूर्ण बात स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते । 
यह भाषण भी अत्यन्त विद्तत्तापू्ण था और राष्ट्रवादी चिन्तन को बल देने वाला 
था। 

कुमारतुली के भाषण में श्वी अरविन्द का भाषण हास्य-वितोद-व्यंग से समृद्ध 
था और सरकार पर करारे aT के कारण श्रोताओं को विशेष आनन्द आ गया 
था । ग्राने वाली सात अगस्त को 'वहिष्कार' की वर्षगांठ होने की बात श्री अरविन्द 
ने कही थी । उन्होंने कहा था कि मातृभूमि के प्रति उसकी सन्तानों को कृतज्ञता- 
पूर्वक स्वयं को समपित करना चाहिए क्योंकि मातृभूमि के प्रति विश्वासघाती होने 
का अर्थ है “अपने प्रति, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति, अपने देश के भविष्य के प्रति, 
भगवान के प्रति और अपनी माता के प्रति” विश्वासघाती होना। 

श्री अरविन्द की ऐसी अमृतवाणी का इष्ट परिणाम होना स्वाभाविक ही था | 
समाज में से निराशा दूर होने लगी और कर्म की चेतना पुनः संचारित होने लगी । 


। जशी Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३. पांडीचेरी में उत्तर-योगी 


राष्ट्र-चेतना को जाग्रत करने के लिए श्री अरविन्द के प्रयत्नों का सर्वत्र स्वा- 
गत ही नहीं हो रहा था । उदारदलीय लोगों को, जो अंग्रेजी शासकों की दृष्टि में 
भले बने रहना चाहते थे, श्री अरविन्द तनिक भी पसन्द न थे। उन पर व्यंग-वर्षा 
करते रहने वाले कलकत्ता के 'बंगाली' तथा बम्बई के 'इंडियन सोशल रिफ़ार्मर' 
नामक पत्रों ने उनके उत्तरपाड़ा-भाषण का भी उपहास किया था--भगवान्‌ 
का दर्शन ? भगवान्‌ बोलेगा ? और वह भी एक बन्दी से ? असंभव ! किन्तु श्री 
अरविन्द ते 'कर्मयोगी' पत्न में तर्कयुक्त उत्तर देते हुए उन पत्नों को निरुत्तर कर 
दिया था । एक नेता द्वारा 'अधीर आदर्शवादी” होने का आरोप लगाए जाने पर श्री 
अरविन्द ने 'कर्मयोगी' में लिखा था--“केवल वर्तमान पर दृष्टि रखने वाले राज- 
नीतिज्ञों ने सदैव ही भविष्य पर दृष्टि रखकर काम करने वालों को आदर्शवाद का 
उलाहुना दिया हैं। और अधीरता का उलाहना भी उतनी ही सुगमता व तत्परता 
से उनके विरुद्ध लगाया जाता है जो महान व नाजुक क्षणों में भविष्य के आधार 
या ढांचे को शीघता से बनाने की शक्ति और निपुणता रखते हैं।” उन्होंने यह भी 
लिखा था कि 'आदशं' कोई व्यर्थ की वस्तु नहीं है--'“आदर्श कोई संयोग नहीं हैं । 
वे तो लम्बे तप और अनेक जीवनों सा फल हैं। उनके घनत्व के अनुपात में ही 
मानव जीवन महान्‌ बन जाता है।” 

श्री अरविन्द इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में एक सक्रिय शक्ति के रूप में 
कार्यशील थे और उनकी व्यक्तिगत साधना भी चल रही थो । तभी एक दिन एक 
विशेष घटता ने श्री अरविन्द के जीवन-प्रवाह को एक अन्य दिशा में मोड़ दिया। 

हुआ यह कि फरवरी १६१० में एक रात्रि को जब श्री अरविन्द 'कर्मयोगी' 
कार्यालय में बैठे हुए आत्माओं द्वारा स्वत: चालित लेखन के प्रयोग में कुछ लोगों 
के साथ व्यस्त थे, उन्हें उनके एक सहयोगी श्री रामचन्द्र मजुमदार ने आकर यह 
सूचना दी कि विश्‍वस्त सूत्रों के अनुसार, सरकार ने उन्हें बन्दी बनाने का निर्णय 
ले लिया है और पुलिस शीघ्र ही कार्यालय की तलाशी लेगी तथा उन्हें बन्दी बता 
लेगी। जब परिस्थिति का सामना करने की बात अनेक प्रकार से सोची जा रही 
थी, श्री अरविन्द ने अचानक कहा कि उन्हें ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ है कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


ERIS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पांडीचेरी में उत्तर-योगी ३५ 


फ्रांसीसी भारतस्थित चन्द्रनगर चले जाएं । श्री अरविन्द ने भगवत्प्रेरणा से कार्य 
करने का जो निश्चय कर रखा था उसके अनुसार वे १० मिनट में ही गंगा-तट पर 
पहुंच गए । उनके साथी लोगों ने सरकारी जासूसों की चिन्ता करते हुए उनके 
पीछे-पीछे frat रूप में साथ दिया । श्री अरविन्द उस चांदनी रात्रि में नौका- 
विहार से परले पार चन्द्रनगर में प्रातः होने से पूर्व ही सुरक्षित पहुंच गए । उनके 
साथ दो लोग थे--वीरेन्द्र चोप तथा 'मणि' अर्थात्‌ श्री सुरेश चक्रवर्ती । उन्हाने 
चन्द्रनगर पहंचकर यह खोज की कि श्री अरविन्द को आश्रय देने वाला कोई 
विश्वसनीय व्यक्ति मिले। एक मिले श्री चारुचन्द्र राय जिन्होंने भय के कारण 
स्वीकार नहीं किया | बाद में श्री मोतीलाल राय मिले जो श्री अरविन्द को सादर 
लिवाकर अपने घर ले गए। 

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि श्री अरविन्द ने चलते समय शीघ्रता से लिख- 
कर एक पत्र भगिनी निवेदिता को भिजवा दिया था जिसमें स्वयं गुप्त रूप से रहने 
जाने की सूचना भी थी और 'कर्मयोगी' का दायित्व संभाल लेने के लिए उनसे 
अनुरोध भी । भगिनी निवेदिता के एक जीवनीकार श्री राणाप्रताप सिंह ने इस 
विषय पर महत्त्वपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं जो द्रष्टव्य है- 

“२४ जनवरी १६१० को न्यायालय की सीमा में पुलिस सुपरिटेण्डेण्ड की 
दिन-दहाड़े हत्या ने खलबली मचा दी । 'कर्मयोगी' ने इसी के कारण सरकार को 
चेतावनी भरे शब्दों में लिखा कि उसे अनुभव करना चाहिए कि उसका दमन क्रांति 
को दवा न सकेगा । भगिनी को विश्वास हो गया कि अव वचना संभव नहीं है । 
यदि अरविन्द पकड़े गए तो ? एक सिह-गर्जना दब जाएगी । अतः उन्होंने पुनः 
उनसे बाहूर चले जाने का आग्रह किया । अरविन्द की चिन्ता का विषय कुछ ओर 
ही था । कर्मयोगी का क्या होगा ? कौन उनका सही प्रतिनिधित्व कर सकेगा ? *** 
कौन उसका संचालन कर सकेगा ? ***एक दिन वह घड़ी भी आ पहुंची । व्यवस्था 
पूर्ण होते ही उन्होंने कलकत्ता त्याग दिया तथा fi वेदिता को एक पत्र द्वारा निर्देश 
दे गए कि भविष्य में 'कर्मयोगी' व 'धमं' का दायित्व उनके ऊपर रहेगा | विभिन्‍न 
लेखकों ने इस घटना को भिन्न-भिन्न ढंग से चित्रित किया है । परन्तु अब सभी 
से यह बात स्पष्ट होती है कि उनकी गिरफ्तारी की आशंका का समाचार पाने पर 
अरविन्द को देशान्तर-गमन करने के लिए तैयार करने तथा यात्रा का प्रबन्ध करने 
में यदि किसी जीवधारी का सबसे अधिक हाथ था तो वह स्वामी जी की मानस- 
कन्या निवेदिता का था । यह सत्य है कि जाते-जाते दोनों की भेंट न हो सकी थी । 
अतः १४ फरवरी १९१० को सरस्वती-पूजा होते हुए भी भगिनी अपराह न में 
चन्द्रनगर उनसे मिलने के लिए गई । २८ फरवरी को वे पुनः गईं । यदि वे उनकी 
सबसे विश्वासपात्र न होतीं तो यह सब उनसे गुप्त रखा जाता 1” 

श्री अरविन्द ने पांडीचेरी में यही कहा था कि चन्द्रनगर जाना ईश्वरीय आदेश 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ui 


Lr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६ मेहायोगी श्री अरविन्द 


के अनुसार हुआ, भगिनी निवेदिता की सलाह से नहीं । हम भी वैसा ही स्वीकार 
कर सकते हैं। किन्तु फिर भी भगिनी निवेदिता द्वारा उनसे चन्द्रनगर में की गई 
भेंटों तथा 'कर्मयोगी”' पत्र के दायित्व-निर्वाह से भगिनी निवेदिता व उनकी 
घनिष्ठता भी स्पष्ट है। भगिनी निवेदिता ने 'कर्मयोगी' को भली प्रकार चलाया 
जब तक वहु बन्द नहीं कर दिया गया । भगिनी निवेदिता द्वारा लिखित १२ मार्च 


` के दो लेखों--'विचार के कानून' (दी लाज आफ़ थाट) तथा "राष्ट्रवादी की नित्य 


आकांक्षा' (ए डेली ऐसूपिरेशन फ़ार दि नेशनलिस्ट) की चर्चा यहां समीचीन è | 
प्रथम लेख में भगिनी निवेदिता ने लिखा था कि विचार ने ही विश्‍व की रचना की 
है। और इस बात को विस्तार में उन्होंने समझाया था । उन्होंने आगे कहा था कि 
यदि प्रत्येक संध्या को मंपूर्ण भारत केवल दस मिनट इस विचार में लगा सके कि 
हम एक हैं, और हमारे मतभेद माया हैं, मिथ्या हैं, तो अपरिमित राष्ट्रीय शक्ति 
निर्मित होगी । आगे उन्होंने लिखा था कि आज भारत में शिक्षा के अभाव की जो 
कुदशा देखने को मिलती है और भारत कुलियों का राष्ट्र होता जा रहा है, इसके 
लिए किसी और पर निर्भर न होकर हमें स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा- “हम 
अपनी वौद्धिक पैतृक सम्पत्ति को प्राप्त कर लें और अधिगत कर लें, तब तक कौन 
बलिदान करेगा, श्रम करेगा, निर्माण करेगा और संघर्ष करेगा? हम, हम और 
सदैव SA "हमें ज्ञान चाहिए, हर मूल्य पर हमें शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। 
राष्ट्र के रूप में हमें विशव-संस्क्रति का नेतृत्व करना चाहिए। उन दिनों में जब 
संस्कृति शास्त्रीय थी, साहित्यिक थी और मनोवैज्ञानिक या गणितीय थी, हमने 
नेतृत्व किया । अव जब यह वैज्ञानिक है, जिसके पाइवं-पक्ष यांत्रिक प्रयोग के हैं 
तो हमें इसका पुन: नेतृत्व करना चाहिए ।**“सम्पूर्ण विश्व-इतिहास बताता है कि 
भारतीय मेधा, किसी से द्वितीय नहीं है। दूसरों की शक्ति से परे के कार्य को कर 
डालने के द्वारा तथा विश्व की बौद्धिक प्रगति में सर्वप्रथम स्थान लेने के द्वारा इसे 
सिद्ध कर देना चाहिए | क्या हममें कोई आन्तरिक दुर्बलता है जो हमें ऐसा करना 
असंभव कर देगा ? क्या भास्कराचायं और शंकराचार्य के देशवासी न्यूटन और 
डाविन के देशवासियों से निकृष्ट हैं ? हम ऐसा विश्वास नहीं करते | यह हमारा 
काम है कि विचार-शक्ति से स्वयं से कराने वाले विरोध की लोह्‌-दीवारों को तोड़ 
डालें और विश्व की बौद्धिक प्रभुता को हस्तगत करें और उसका रस लें ।” 

दूसरा लेख (राष्ट्रवादी की प्रतिदिन की आकांक्षा' जो ११-१२ पंक्तियों का 
ही था, अपनी हृदयस्पर्शी सामग्री के कारण बार-बार पठितव्य है— 


t : + 
में विश्वास करता हूं कि भारतवर्ष एक है, अखण्ड है, अविभाज्य है। साझी 


५“ मातृभूमि, साझे हित और साझे प्रेम पर ही राष्ट्रीय एकता का गठन होता है । 


मेरा विश्वास है कि ag शक्ति जो वेदों और उपनिषदों में व्यक्त हुई, धर्मो 
व साम्राज्यों के निर्माण में व्यक्त हुई, विद्वानों के ज्ञान में और संतों से ध्यान में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Stic TSA NE ली 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पांडीचेरी में उत्त र-योगी ३७ 


व्यक्त हुई, हमारे मध्य पुनः जन्मी हे और आज उसका नाम राष्ट्रीयता है | 

मैं विश्वास करता हूं कि भारत के वर्तमान की गहरी जड़ें भारत के अतीत में 
हैं तथा उज्ज्वल भविष्य उसके सम्मुख चमक रहा है। 

ओ राष्ट्रीयता ! सुख अथवा दुःख, सम्मान अथवा कलंक किसी भी रूप में 
मेरे पास आ। मुझे अपने से एकरूप कर ले 1” 

भगिनी निवेदिता की भावना और अभिव्यक्ति श्री अरविन्द की भावना व 
अभिव्यक्ति से कितने एकरूप थे, यह देखकर आश्चर्य होता है । 

चन्द्रनगर में श्री अरविन्द के आतिथेय श्री मोतीलाल राय ने श्री अरविन्द 
को एक रात्रि अपने एक मित्र के घर, दो दिन अपने घर तथा शेष साढ़े पांच 
सप्ताह तक एक अधिक सुरक्षित स्थान पर अत्यन्त सम्मानपूर्वक रखा । चन्द्रनगर 
में रहते हुए श्रीं अरविन्द को अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए सुअवसर मिला । 
उन्होंने इसी अवसर पर इडा, भारती, मही और सरस्वती नामक चार देवियों का 
का ध्यान में साक्षात्कार किया था । वस्तुत: इन देवियों के ये बैदिक नाम भी उन्हे 
ज्ञात न थे क्योंकि उन्होंने तव तक वेद का अध्ययन नहीं किया था और कालान्तर 
में वेदाध्ययन करने पर ही वे इस साक्षात्कार को स्वरूपतः समझ पाए थ्रे। 

उस समथ बंगाल में श्री अरविन्द को न पाकर अंग्रेज सरकार अवाक्‌ रह गई 
थी और मिटो व मालें (क्रमशः भारत का वायसराय तथा भारत-राज्य-सचिव) 
के मध्य श्री अरविन्द के विषय में जो ऊहापोह चल रही थी, उस पर तुषारपात 
हुआ था। सरकार ने यह समझा कि श्री अरविन्द ने अन्य स्वातंल्य-सेनानियों के 
समान ही फ्रांस को प्रस्थान किया होगा । राजद्रोह के अपराध में एक लेख पर 
'कर्मयोगी' के मुद्रक को ही फांस लिया गया किन्तु बाद में उच्च न्यायालय ने उसे 
निर्दोष घोषित कर दिया । वस्तुतः श्री अरविन्द को उनके कई मित्रों ने फ्रांस जाने 
का परामर्श दिया भी था किन्तु तभी एक दिन ईश्वरीय आदेश से उन्होंने फ्रांसीसी 
भारतस्थित दूसरी बस्ती पांडीचेरी जाने का निर्णय ले लिया | 

जिस समय श्री अरविन्द चन्द्रनगर में थे तब पुलिस ने धूर्तता से अनेक गुम- 
नाम पत्रों को श्री अरविन्द के कलकत्ता के पत्ते पर भेजकर उन्हें प्रकट होने के 
लिए तथा अभियोग का सामना करने के लिए कहा | श्री अरविन्द ने तत्काल 
घोषित करा दिया कि वे भय के कारण नहीं भागे हैं और न उनके विरुद्ध अभियोग 
SEE | और न वारंट । हां, यदि वारंट हो तो वे प्रकट हो सकते हैं। इस पर सरकार ने 
एक वारंट भी जारी कर दिया किन्तु श्री अरविन्द पकड़ में आने वाले नहीं थे। वे 
पांडीचेरी चल पड़े | 

श्री अरविन्द की गुप्ततापूर्ण पांडीचेरी यात्रा में श्री मोतीलाल राय, श्री अमर- 
चन्द्र चटर्जी, श्री नरेन्द्र कुमार गुहाराय, श्री सुकुमार मित्तर इत्यादि का महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा । श्री अरविन्द ने कलकत्ता से 'डूप्ले' नामक जहाज द्वारा पांडीचेरी के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


———————————— ˆ se m eS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


35 महायोगी श्री अरविन्द 


लिए यात्रा १ अप्रैल १९१० के प्रभात में की.थी। उन्होंने अपना कल्पित नाम 
रखा था - 'ज्योतीन्द्रनाथ मित्तर'। और उनके साथ में श्री विजय नाग ने अपना 
नाम रखा था 'बंकिमचन्द्र वसाक'। ४ अप्रैल १६१० को जहाज पांडीचेरी पहुंच 
गया था। वहां श्री सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती अर्थात्‌ 'मणि' पहले से व्यवस्था के लिए 
पहुंचे हुए थे। वहां के क्रांतिकारी लोग मणि के कहने पर भी यह विश्वास करने 
को तैयार नहीं थे कि श्री अरविन्द पांडीचेरी आ रहे हैं स्वयं मणि को ही जासूस 
समझा जाता रहा। फिर भी ४ अप्रैल को जहाज प्रातः ४ बजे पांडीचेरी पहुंचा 
तो श्री सुब्रह्मण्यम भारती तथा श्री श्रीनिवासाचारी के साथ मणि महोदय भी 
स्वागतार्थं उपस्थित थे। 

श्री अरविन्द ने भारत को क्यों छोड़ा ? इस विषय पर लेखकों में मतभेद 
रहा है। निराशा या भय के कारण भारत छोड़ने की वात ऐसी परिस्थितियों में 
सरलता से समझ में आने वाली होने पर भी श्री अरविन्द जैसे आध्यात्मिक तथा 
साहसी पुरुष के विषय में जंचती नहीं और फिर श्री अरविन्द का यह कथन भी 
ध्यान में रखने योग्य हे--“मैं यह कह सकता हूं क्रि मैने राजनीति इसलिए नहीं 
छोड़ी कि मैं अनुभव कर रहा था कि मैं अब और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा 
बिचार तो मुझसे बहुत दूर था। मैं यहां इसलिए आया कि मैं अपने योग में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता था | मुझे इस विषय में सुस्पष्ट 'आदेश' मिला था | 
मैंने राजनीति से अपना सम्बन्ध पूर्णतया तोड़ लिया है किन्तु ऐसा करने से पूर्व 
मुझे भीतर से यह पता लग गया था कि मैने जो कार्य वहां प्रारम्भ किया था, उसे 
अवश्य ही मेरी निर्दिष्ट पद्धति पर अन्य लोग आगे बढ़ाएंगे और यह भी जान 
लिया था कि मैंने जिस आन्दोलन का सूत्रपात किया है ag बिना मेरी व्यक्तिगत 
सक्रियता या उपस्थिति के भी पूर्ण होकर. रहेगा । मेरे द्वारा राजनीति से हटने के 
पीछे न तो रत्ती-भर भी निराशा की भावना थी और न विफलता का भाव ।” 

श्री मोतीलाल राय ने श्री अरविन्द की शिष्यता ग्रहण की थी और प्रवर्तक 
संघ नामक उनके द्वारा प्रवतित संस्था में अभी भी श्री अरविन्द श्रद्धेय हैँ यद्यपि 
बाद में गुरु-शिष्य में गंभीर मतभेद हो गए थे। प्रवर्तक संघ द्वारा प्रकाशित श्री 
अरविन्द द्वारा श्री मोतीलाल राय को लिखे अनेक गुप्त पत्रों के संकलन 'लाइट टू 
सुपर लाइट से श्री अरविन्द के पांडीचेरी-जीवन के सम्बन्ध में जो प्रकाश मिलता | 
ee उससे यह ज्ञात होता है कि श्री अरविन्द पांडीचेरी में रहते हुए भी भारतीय: 
कारी गतिविधियों से वर्षों तक सम्बद्ध रहे थे। संभवतः उनका उद्दे्यभी 
कुछ समय तक पांडीचेरी में रहकर उपयुक्त अवसर पर भारत वापस आ जाना | 
चा, अतः यह कहना या समझना मिथ्या है कि उन्होंने राजनीति त्याग दी थी, जैसा | 
ऊपर से दिखाई पड़ता है और जैसा दिखाने की श्री अरविन्द ते बुद्धिमत्तापूणब | 
सफल चेष्टा की थी | तो भी, वे भारत वापस आकर प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पांडीचेरी में उत्तर-योगी ३९ 
के स्थान पर आध्यात्मिक साधना के कार्य में अधिकाधिक व्यस्त होते चले गए, 
आज तो यही कहा जा सकता है । 

श्री अरविन्द के जीवनीकार श्री पुराणी ने भी यही लिखा है--' “श्री अरविन्द 
का विचार साधना में कुछ स्थिरता आ जाने पर कार्यक्षेत्र में लौटने का था । 
३०-३-१९२४ की दैनन्दिनी में यह लिखा हुआ है: “जव श्री अरविन्द पांडीचेरी 
आए तो कल्पना यह थी कि साधना में लगभग छह मास लगेंगे जिसके उपरान्त 
जितने लोग भी यहां थे वापस चले जाएंगे और कार्य का पुन: आरम्भ करेंगे। तव 
एक वर्ष व्यतीत हो गया और फिर भी श्री अरविन्द वापस नहीं गए | तब चार 
वर्षों की अवधि को सीमा बना दिया गया। उसी मध्य, प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ 
हो गया ।” यह तो पता नहीं चलता कि यह किसकी दैनंदिनी है किन्तु यह अवश्य 
स्पष्ट हो जाता है कि श्री अरविन्द पांडीचेरी में बसने के उद्देश्य से नहीं गए थे, 
घटनावशात्‌ बसना पड़ गया 1” 

४ अप्रैल १९१० से ५ दिसम्बर १९५० तक उनकी पार्थिव लोक-यात्रा की 


नगरी पांडीचेरी ही रही। अतः उनके जीवन का चालीस वर्षीय पांडीचेरी-युग 


वस्तुतः वह महत्त्वपूर्णं काल है जिसने उन्हें राष्ट्र ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के लिए 
महत्त्वपूर्ण बना दिया । पांडीचेरी उस समय मात्र एक मृत नगर था, श्री अरविन्द 
ने कैसे उसे दिव्य जीवन प्रदान किया, कँसे उसे तीर्थ बना दिया, यह इतिहास का 
एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४. वे कठिन चार ay 


पांडीचेरी (अर्थात्‌ तमिल का पुद दुचेरी =नया नगर) प्राचीन काल में कभी 
अगस्त्य ऋषि से सम्बद्ध तथा वेदाध्ययन के लिए प्र सिद्ध केद्र होने से 'वेदपुरी' नाम 
से प्रसिद्ध रहा था। किन्तु बीसवीं शताब्दी के उस प्रथम दशक में तो पांडीचेरी का 
नगर फ्रांस के शासन में था और फ्रांसीसी लोगों ने उसे समृद्ध भी नहीं किया था । 
वहां जुआ, शराब आदि का जोर था और गुंडों की संख्या काफी थी | फिर भी यह 
ब्रिटिश भारत की अपेक्षा अधिक सुरक्षित स्थान था । यहां की जनभाषा तमिल थी 
और फ्रांसीसी शासन होने से फ्रेंच भी यहां बोली जाती थी । श्री अरविन्द ने तमिल 
का अध्ययन SHAY चलाते समय ही प्रारम्भ कर दिया था। यहां उनका वह 


ज्ञान कुछ काम आया और फ्रेंच के तो वे पण्डित ही थे। अतः श्री अरविन्द को 
भाषागत कठिनाई वहाँ नहीं थी । 


निवास-स्थान 


श्री अरविन्द सर्वप्रथम श्री शंकर चेट्टी के अतिथि रहे जो चेट्टी स्ट्रीट में 
रहते थे (अब वह मकान है ३९, वैष्यल मार्ग ) । अक्तूबर के अन्त में वे श्री सुन्दर 
चेट्टी के मकान में किराएदार के रूप में (पांडीचेरी के दक्षिणी भाग में ) चले 
गए । अप्रैल १६११ में वे श्री राघव चेट्टी के मकान में पहुंच गए और दो वर्ष तक 
वहीं रहे | यह मकान सेंट लुई स्ट्रीट में था। वहां से वे अप्रैल १९ १३ में मिशन 
स्ट्रीट में (मातर १५ रुपए प्रति मासके किराए के) एक मकान में चले गए । अक्तूबर 
१९१३ में इसे 'आर्य' मासिक का कार्यालय बना दिया गया और श्री ग्ररविन्द एक 
अन्य मकान में, (जो पहले ४१ नम्बर था किन्तु अब १०, ट्यू फ्रांकोई मातें है) 
चले गए और नौ वर्ष तक वहीं रहे । अक्तूबर १९२२ में इसे 'अतिथि-भवन' बना! 
दिया गया और श्री अरविन्द एक अन्य मकान (९ र.यूद ल मेरीन) में स्थानान्त 
रित हो गए और ८ फरवरी, १६२५ को इसे 'पुस्तकालय-भवन' कर दिया गया 


और श्री अरविन्द उस निवास-स्थान में चले गए जो आजकल श्री अरविन्द-आश्रम 
में ध्यान भवन' कहलाता है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


q 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वे कठिन चार वर्ष ४१ 


उत्तर-योगी 


एक रोचक वात यह है कि श्री अरविन्द के पांडीचेरी पहुंचने से बहुत पहले ही 
वहां के प्रसिद्ध योगी 'नगाई जपता' ते अपने शिष्यों श्री Fo बी० आर० आयंगर 
इत्यादि को अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व यह बता दिया था कि भविष्य में वहां एक 
महान योगी उत्तर से आएगा जिसका मार्ग-निर्देशन वे अपनी प्रगति के लिए लेते 
रहें । यह पूछने पर कि “उत्तर से आने वाले अनेकानेक योगियों में से उस महायोगी 
को कैसे पहचाना जा सकेगा ? ” उन्होंने कहा था क्रि वह महायोगी दक्षिण में शरण 
लेने आएगा और आने से पहले वह तीन बातों की घोषणा कर चुका होगा | 
जब श्री अरविन्द वहां पहुंचे तो श्री के० वी० आर० आयंगर ने उस भविष्यवाणी 
के अनुसार 'उत्तर-योगी' हैं या नहीं, यह पहचानने का प्रयत्न किया । पत्नी 
मृणालिनी के नाम श्री अरविन्द ने मेरे तीन पागलपन हैं***” इत्यादि जो लिखा 
था, वह बात अलीपुर वमक्राण्ड के मुकदमे के बीच प्रसिद्ध हो चुक्री थी और उसी 
ने स्वर्गीय योगी की भविष्यवाणी का महत्त्वपूर्ण लक्षण पूरा कर दिया । श्री आयंगर 
ने उन्हें उत्तर-योगी' के रूप में मान लिया और उनकी अंग्रेजी की पुस्तक 'यौगिक 
साधन' (जो बाद में श्री अरविन्द ने राजा राममोहनराय की आत्मा द्वारा स्वतः- 
चालित लेखन के अन्तर्गत लिखी गई घोषित कर दी थी) को प्रकाशित करने में 
सम्पूर्ण व्यय वहन किया था । 


आर्थथक संकट 


निस्सन्देह श्री अरविन्द तथा उनके साथियों को पांडीचेरी में प्रारंभिक अनेक 
वर्ष भीषण आर्थिक संकट के मध्य विताने पड़े थे। इस बीच उनके प्रमुख सहायक 
थे-चन्द्रनगर के श्री मोतीलाल राय, अनेक राजनीतिक काल के मित्र तथा 
आयंगर सदृश श्रद्धालु लोग कालान्तर में एक फ्रांसीसी महोदय 'पाल रिशार' ने 
भी उनकी बहुत सहायता की । श्री अरविन्द द्वारा मोतीलाल राय को लिखे गए, 
पत्रों में प्रायः आथिक विषय की प्रधानता रहती थी । ऐसे एक पत्र (३ जुलाई, 
१९१२) में श्री अरविन्द ने लिखा था -- 

nat अपने मराठी मित्र को लिखा एक पत्र संलग्न कर रहा हूं । यदि वह 
आपको, मेरे लिए कुछ दे सकें, तो कृपया उस राशिको जरा भी देर किए बिना 
अवश्य भेज दें। यदि वह न दें, तो मेरा आपसे यह कहना है कि मुझे संकल्प-वल से 
अथवा आकाश या पृथ्वी की किसी भी शक्ति के द्वारा कम से कम ५० रुपए ऋण 
Re दिला दें। यदि आप यह अन्यत्र न पा सके, तो वारिद वाबू से ही क्यों न 
कहें ? हां, यदि नगेन कलकत्ता में हो तो उससे पूछना कि क्या नौवाखाली के सज्जन 
मुझे कुछ दे सकेंगे । मुझे बताया गया था कि उन्होंने मेरे लिए ३०० रुपये पृथक्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ महायोगी श्री अरविन्द 


रख दिए हैं, यदि मैं यह चाहूँ । किन्तु मैंने आवश्यकता पड़े बिना मांगने की कभी 
इच्छा नहीं की । ठीक इस समय स्थिति यह है कि ह मारे हाथ में लगभग डेढ़ रुपया 
ayo 'निस्सन्देह्‌ ईश्वर देगा, किन्तु उसने अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करते रहने की 
बुरी आदत डाल ली है। मैं यही आशा करता हूं कि भगवान यह नहीं चाहेगा कि 
हम भ्रभावात्मक राशि पर रहना सीखें 1” 


पाल रिशार से भेट 


ऊपर जिन ‘ora रिशार' महोदय का उल्लेख किया गया है, वे एक विशिष्ट 
फ्रांसीसी थे। यों तो वे पांडीचेरी में १६१० में एक चुनाव में प्रत्याशी मित्र की 
सहायतार्थं आए थे किन्तु अधिक महत्त्व की बात यह रही कि उन्हें श्री अरविन्द के 
विषय में किसी मित्र ने बताया और भेंट भी करा दी जिसके परिणामस्वरूप वे 
अरविन्द से अत्यधिक प्रभावित हो गए । यद्यपि श्री अरविन्द किसी भी राजनीतिक 
कार्य से सम्बद्ध नहीं होने के लिए दूसरी मंजिल के एक कमरे में एकांत-सा जीवन 
व्यतीत कर रहे थे और आगन्तुकों को मिलने की मनाही थी किन्तु श्री पाल रिशार 
उनसे दो बार मिले और आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की । श्री अर 
विन्द के आध्यात्मिक विकास तथा उनके दर्शन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया | 
उन्होंने फ्रांस लौटकर ‘fe डान ओवर एशिया' पुस्तक में श्री अरविन्द को 'एशिया 


का भावी नेता' कहा था और एक जापानी सभा में स्पष्ट शब्दों में श्री अरविन्द 


के प्रति अपनी श्रद्धा इस प्रकार व्यक्त की थी -“महान बातों का, महान घटनाओं 
का, अर्थात्‌ एशिया के दिव्य पुरुषों, महान व्यक्तियों, की भी घड़ी आ रही है । 
जीवन-भर मैंने उनकी विश्व-भर में खोज की है, जीवन-भर' मुझे ऐसा लगा है 
कि वे विश्व में कहीं न कहीं हैं अवश्य और यदि वे नहीं होते तो विश्व मर जाता | 
कारण यह है कि वे ही इसका प्रकाश, इसकी गर्मी, इसका जीवन हैं । एशिया में ही 
मैते उनमें से महानतम को पाया - वह महापुरुष जो आगामी कल के नेता हैं। वे 
एक हिन्दू हैं। उनका नाम है अरविन्द घोष ।” ; 


लम्बा उपवास 


श्री अरविन्द ने श्री शंकर चेट्टी के मकान में रहते हुए एक २३ दिन का 
लम्बा उपवास भी किया था । उन दिनों वे प्रतिदिन आठ घंटे टहलना तथा पूर्ववत. 
बौद्धिक कार्यं व साधना-कार्यं बिना दुर्वेलता अनुभव किए पूर्ववत करते रहे । किंतु 
उन्होंने यह अवश्य अनुभव किया कि परिणामस्वरूप मांस कुछ कम हुआ और वे 
यह समझ गए कि कम से कम अभी तक मानव को शरीरके अर्थात्‌ भौतिक अस्तित्व 
के लिए भोजन आवश्यक है। उन्होंने जब उपवास तोड़ा तो किसी विशेष हल्के. 
या थोड़ी मात्रा के भोजन के स्थान पर पहले के समान ही पुरा भोजन लेना प्रारंभ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


APRONS TAILS LTO GE 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वे कठिन चार वर्ष ४३ 
कर दिया | अवश्य ही यह एक साहसी व असाधारण प्रयोग था | 


ao To का पूर्वदशन 


श्री Ho dto Alto आयंगर के साथ एक श्री वी० रामास्वामी आयंगर भी, 
जो तमिल-सा हित्य-जगत में व० To के नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री अरविन्द से मिलने 
आए थे। वे श्री अरविन्द से बड़े प्रभावित हुए और बाद में आकर कुछ समय तक 
उनके सान्निध्य में रहे भी | श्री अरविन्द ने उनको आने से पहले ही एक पूर्व दर्शन 
में देख लिया था । किन्तु विशेषता यह थी कि उन्होंने श्री To र० का जो रूप देखा 
था, वह उनका बाद वाला वह रूप था जो एक वर्ष उनके सान्निध्य में रहने के उप- 
रान्त हो गया था अर्थात्‌ तत्कालीन रूप नहीं, भावी रूप । 


श्री अरविन्द द्वारा राजनी ति-त्याग की सार्वजनिक घोषणा 


श्री अरविन्द द्वारा पांडीचेरी से राजनीति-त्याग की सार्वजनिक घोषणा 'दी 
हिदू' पत्र में ७ नवम्बर १९१० को छपी थी जिसमें उन्होंने कहा था--“मैं कृतज्ञ 
रहूंगा यदि आप मुझे अपने पत्र के माध्यम से सबको अपने विषय में यह सूचित 
करने की अनुमति दें कि मैं पांडीचेरी में हूं और रहूंगा। मैंने अपने विरुद्ध मुकदमा 
प्रारम्भ होने से एक मास पहले ही ब्रिटिश भारत का परित्याग कर दिया था और 
चूंकि मैं यहां राजनीतिक कार्य से निविघ्त अपनी योग-साधना करने के लिए 
MIT आया था, अतः मैंने राजद्रोह के वारंट पर समर्पण करने की आवश्यकता 
अनुभव नहीं की, जैसा मेरे लिए आवश्यक होता, यदि मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहा 
होता । तब से मैं यहां एक धामिक एकान्तवासी के समान रहा हूं और मुझसे मिलने 
कुछ एक फ्रांसीसी व भारतीय मित्र ही आए हैं, किन्तु मेरे विषय में सभी वाते एक 
खुला रहस्य रही हैं, जो सरकार के एजेंटों को तो बहुत समय से ज्ञात रही हैं तथा 
मद्रास में जितके विषय में व्यापक जनश्रुति रही है और पांडीचेरी में तो प्रत्येक को 
सुविदित है ही । अब मुझे, बहुत कुछ अपनी इच्छा के विरुद्ध ही, यहां पर अपनी 
उपस्थिति की व्यापक विज्ञप्ति के लिए बाध्य होना पड़ा है । कुछ लोगों को अपने 
दूरस्थ उद्देश्य के लिए यह्‌ उपयुक्त लगा हे कि वे यह मत बनाएं कि मैं पांडीचेरी 
में नहीं अपितु ब्रिटिश भारत में हूं । और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैं गत 
मार्च से ही ब्रिटिश भारत में नहीं हूं और भविष्य में ब्रिटिश भारत में तब तक पग 
भी नहीं रखूंगा तब तक मैं सावंजनिक रूप से वापस न लौट सक्‌ । इसके विपरीत 
किसी व्यक्ति का कथन, इस समय या भविष्य में भी, मिथ्या ही होगा साथ ही, 
मैं यह भी पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस समय हर प्रकार की राज- 
नीतिक गतिविधियों से संत्यास ले चुका हूं और राजनीतिक विषयों पर न तो 
किसी से मिलूंगा और न किसी से पत्र-व्यवहार करूंगा । ब्रिटिश भारत त्यागने के 


ee CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


vY महायोगी श्री अरविन्द 


विषय में किसी भी व्याख्या या औचित्य को प्रस्तुत करना मैं तब तक के लिए 
स्थगित रखता हूं जब तक कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 'कर्मयोगी के लेख की 
जिसका मुझ पर अभियोग है, सदोषता या निर्दोषता घोषित न कर दी जाए 

यह उल्लेखनीय है कि बाद में इस लेख को निर्दोष घोषित कर दिया गया था। 


भोजन 
श्री अरविन्द के साथ श्री सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती (अर्थात्‌ मणि ), श्री विजयकुमार 
नाग, श्री सौरीन कुमार वसु तथा श्री नलिनीकान्त गुप्त रह रहे थे। श्री शंकर 
चेट्टी के मकान में रहते हुए प्रारंभ में तो अतिथि के रूप में उन्हें घर में तयार 
चावल, सब्जी, रसम्‌ और सांबर का भोजन और रात्रि को पायसम्‌ मिलता। 
प्रातः श्री अरविन्द के लिए चाय भी तैयार होती । बाद में जीवनीकार श्री पुराणी 
के अनुसार “मणि और विजय अण्डे खरीद लेते थे और श्री अरविन्द के लिए कुछ 
बना दिया करते थे ।” श्री सुन्दर चेट्टी के मकान में पहुंचने पर प्रातःकाल चाय, 
दूध, शकर और रोटी, दोपहर के भोजन में अन्य वस्तुओं के साथ मांस, (तीसरे 
पहूर केवल श्री अरविन्द को चाय) और रात्रि में चावल, मछली, साग को व्यवस्था 
हो गई थी। उन दिनों कोई नौकर नहीं था। नौकर की व्यवस्था १६१४ से हुई। 
भोजन बनाने की पारी बंधी रहती । सोने की व्यवस्था भी प्रारंभ में धरती पर ही 
हुई थी, बाद में श्री अरविन्द के लिए एक खाट की व्यवस्था कर दी गई तथा एक 
मेज़ और दो कुसियां भी हो गई । 


भारत सरकार के जासूसों का जाल 


श्री अरविन्द ओर पांडीचेरी में आश्रय लेने वाले अन्य देशभ कतों के पीछे भारत 
सरकार के जासूस बुरी तरह पड़े हुए थे । एक-दो घटनाएं उल्लेखनीय हैं । फ्रांसीसी 
भारत के एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति नंदगोपाल चेट्टी ने, जो मछली मारने 
का काम करता था, भारत सरकार के जासूसों के साथ एक षड्यन्त्र का आयोजन 
किया था । एक दिन, गुंडों को सहायता से वह श्री अरविन्द को बलपूर्वक उठाकर ले 
जाने वाला था जिससे फ्रांसीसी भारत से उन्हें बाहर ले जाकर ब्रिटिश अधिकारियों 
द्वारा किसी आरोप में बन्दी बनवा दिया जाए। श्री अरविन्द को इस षड्यंत्र की 
सूचना किसी प्रकार मिल गई और मणि इत्यादि तेजाब की बोतलों आदि से सुस- 
food होकर योजना को विफल करने के लिए तैयार बंठे रहे किन्तु भाग्य से वह 
षड्यंत्र कार्यान्वित नहीं हो सका क्योंकि स्वयं नन्दगोपाल को अपने राजनीतिक 
विरोधियों द्वारा पुलिस से वारंट तिकलवाए जाने के कारण उसी दिन प्राण बचाकर 

मद्रास भाग जाना पड़ा था । 


एक अन्य घटना इस प्रकार हुई कि जासूसों ने कुछ राजद्रोहात्मक साहित्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वे कठिन चार वर्ष SY 


पांडीचेरी के श्री वी० dto एस० अय्यर के घर के कुएं में saat दिया और वहां 
के एक नागरिक द्वारा सरकार को सुब्रह्मण्यम्‌ भारती आदि के विरुद्ध राजनीतिक 
खतरनाक गतिविधियों की सूचना भिजवा दी। हुआ यह कि पानी भरने पर 
कागजों का पीपा भी आ गया और श्री अरविन्द ने सलाह लेने के लिए आए देश- 
भक्त महाकवि श्री सुब्रह्मण्यम्‌ भारती को तत्काल फ्रांसीसी पुलिस को घटना की 
सूचना देने तथा पीपे की समग्री की परीक्षा करते को बुलाने के लिए कह दिया । 
फ्रांसीसी पुलिस ने पीपे को हस्तगत कर लिया | उसमें मिली काली देवी की मूर्तियों 
व बहुत से कागज़-पत्नों के कारण यह संदेह किया जा सकता था कि ये क्रांतिकारी 
फ्रांस-स्थित भारतीय क्रांतिका रियों से सम्बद्ध हैं और भारत में क्रांति करना चाहते 
हैं। जो फ्रांसीसी मजिस्ट्रेट जांच के लिए आया, वह श्री अरविन्द के कमरे में 
पुस्तकों और लिखे या कोरे कागजों को परखते-परखते ग्रीक भाषा में लिखित पृष्ठों 
को देखकर तो अवाक्‌ रह गया। जब उसे श्री अरविन्द के विषय में ज्ञात हुआ 
कि वे अनेक यूरोपीय भाषाओं के विद्वान हैं, तव तो उसका संदेह, आदर में परि- 
वर्तित हो गया । उसने श्री अरविन्द को अपने कक्ष में आने का निमंत्रण दिया और 
श्री अरविन्द गए भी । 

एक तीसरी घटना और भी रोचक रही । एक जासूस उनके पास कुछ समय 
तक विजय के एक सम्बन्धी के साथ आकर रहता रहा । एक दिन उसे यह भ्रम हो 
गया कि ये लोग उसे जान गए हैं (क्योंकि जब उसने किसी अन्य जासूस व पुलिस 
को पहचान कराने के लिए अपना सिर मुंडा लिया तो मणि ने उसके मना करने पर 
भी सिर मुंडा लिया था) और उसने सबके सामने अचानक यह स्वीकार कर 
लिया कि वह जासूस है और यह भी कि उसे अपने कर्मों पर पश्चाताप है। जो भी 
हो, यह घटना सभी को न केवल आश्चर्यचकित अपितु चिन्तित कर देने वाली 


हुई। 


श्री अरविन्द का जन्मदिन 


पांडीचेरी में १५ अगस्त १६१३ को श्री अरविन्द का जन्मदिवस उनके भक्तों 
व मित्रों द्वारा प्रथम वार मनाया गया था। तभी से, उनका जन्मदिवस मनाने व 
उस दिन सभी लोगों द्वारा उनका दर्शन करते हुए सामने से तिकलने की प्रथा का 
प्रारम्भ हुआ । 


१९१४ का प्रारम्भ 


श्री अरविन्द-जीवन में सन्‌ १६१४ का विशेष महत्त्व है। इसी वर्ष उनकी 
श्रीमाता जी से प्रथम भेंट हुई और इसी वर्ष 'आर्य' मासिक का प्रारम्भ हुआ । दोनों 
घटनाएं महत्त्वपूर्ण थीं, जैसा हम आगे देखेंगे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५. आये का प्रकाशन 


श्री अरविन्द ने पांडीचेरी में रहते हुए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं उनमें 'आर्य! 
मासिक का प्रकाशन भी है । इस पत्र में जो उत्कृष्ट विचार-दर्शन, स्तरीय समीक्षा, 
सांस्कृतिक चितन इत्यादि उभर कर ऊपर आए उन्होंने श्री अरविन्द की प्रतिष्ठा 
को ही देश-विदेश में व्याप्त नहीं कर दिया, अपितु स्वयं मानवता को एक महान 
योगदान भी किया। निर्धतता का कठिन जीवन व्यतीत करते श्री अरविन्द के 
लिए “आर्य का प्रकाशन संभव कैसे हो सका, और कैसे यह विचार उनके मन में 
आया, इसको जानना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संयोग ही था कि श्री अरविन्द 
एक दार्शनिक पत्रिका के कर्त्ता-धर्ता बनें । 


२९ माचे १६१४ की महत्त्वपूर्ण भेंट 


हुआ यह्‌ कि जो फ्रांसीसी पाल रिशार महोदय श्री अरविन्द के भवत बनकर 
स्वदेश लौटे थे, वे अपनी पत्नी श्रीमती मिरा रिशार के साथ पांडीचेरी पुनः श्री 
अरविन्द से मिलने आए | मिरा रिशार का व्यक्तित्व स्वयं में एक महान आध्या- 
त्मिक स्तर का था। वे अत्यन्त तेजस्वी, विदुषी तथा अलौकिक सिद्धियों वाली 
महिला थीं । '२९ माचे १६१४ को श्री अरविन्द से मिरा रिशार ने भेंट की । ३६ 
वर्षीया मिरा रिशार पर श्री अरविन्द का गहरा प्रभाव पड़ा और श्री अरविन्द भी 
उनके महान प्रशंसक बन गए। ३० मार्च को मिरा रिशार ने अपनी दैनं दिनी में 
लिखा था-- यदि सैकड़ों जीव अत्यन्त घने अंधकार में डूबे हैं तो इससे कुछ बनता- 
बिगड़ता नहीं । जिन्हें हमने कल देखा था वे तो पृथ्वी पर हैँ ही और उनकी उप- 
स्थिति यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि एक दिन अवश्य आएगा जब AA- 
कार, ज्योति में रूपांतरित हो जाएगा । उसी समय पृथ्वी पर अवश्य ही ईश्वरीय 
राज्य स्थापित हो जाएगा ।” द 

श्री पाल रिशार ने श्री अरविन्द से प्रस्ताव किया कि एक दार्शनिक पत्रिका 
प्रारंभ की जाए जिसमें श्री अरविन्द का विशिष्ट विचार-दर्शन अर्थात्‌ साधनाजन्य 
अनुभवों का वौद्धिक विश्लेषण तथा समग्र ज्ञान व योगानुभव का समन्वित ज्ञान 
प्रस्तुत किया जाए | इसका आथिक भार उठाने में ही नहीं, संपादन इत्यादि में भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्य! का प्रकाशन ४७ 


रिशार दम्पति का भारी सहयोग मिलना निश्चित हुआ और श्री अरविन्द ने 
afar का नाम रखा आर्य | पत्रिका के प्रथम अंक का प्रकाशन श्री अरविन्द के 
जन्मदिन का ध्यान रखते हुए १५ अगस्त १६१४ को किया गया 'आर्य' का 
उद्देश्य घोषित करते हुए लिखा गया था--“इसका उद्देश्य है भविष्य की विचार- 
धारा को समझना, उसकी नींव को रूप देने में सहायता करना और इसे अतीत के 
सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक प्राणवान चितन से सम्बद्ध करना । यह पृथ्वी जड़ व चेतन 
का जगत है किन्तु मनुष्य न तो वनस्पति है और न पशु, वह तो एक आत्मिक और 
चितनशील प्राणी है जो यहां इसलिए नियुक्त है कि पशु-ढांचे को उच्चतर उद्देश्यों 
के लिए, उच्चतर प्रेरणाओं द्वारा, दिव्यतर माध्यम बनने के साथ, नया रूप दे व 
उपयोग में लाए। चितन की समस्या है सच्चे विचार और सामंजस्य के सच्चे मार्ग 
को खोज निकालना, आत्मा के प्राचीन व शाश्वत आध्यात्मिक सत्य को इस प्रकार 
पुनः प्रस्तुत करना कि वह मानसिक और भौतिक जीवन को पुनः समाहित करे, 
उन्हें व्याप्त करे और उन्हें शासित करे; मनोवैज्ञानिक आत्मानुशासन की गंभीर- 
तम तथा सशक्ततम विधियों को विकसित करना जिससे मनुष्य का मानसिक और 
आत्मिक जीवन अपनी ही समृद्धियों, शक्ति और जटिलता के अधिकतम संभव 
बिकास के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को अभिव्यवत कर सके; और उन साधनों व 
प्रेरणाओं की खोज करना जिनके द्वारा उसका बाह्य जीवन, उसका समाज और 
उसकी संस्थाएं आत्मा के सत्य में प्रगतिशीलतापूर्वक स्वयं को पुनः ढाल सकें और 
वैयक्तिक स्वातंत्र्य तथा सामाजिक एकता के अधिकतम संभव सामंजस्य की दिशा 
में विकसित हो सकें ।” आगे यह भी कहा गया था कि दर्शन तो है पदार्थो के मूल 
सत्य का बौद्धिक अन्वेषण और धर्म है, उस सत्य को मानव-आत्मा में गतिशील 
करना । वे परस्पर अनिवार्य हैं। और इसीलिए “आर्य” में दार्शनिक चितन को 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था | 
“आर्य? के सामने स्पष्ट उद्देश्य दो थे--जीवन की उच्चतम समस्याओं का 
व्यवस्थित अध्ययन तथा मानव की विभिन्न प्राच्य एवं पाश्चात्य धामिक परम्प- 
राओं का सामंजस्य करते हुए ज्ञान का एक विशाल समन्वय प्रस्तुत करना । आर्य 
नाम को चुनने में भी श्री अरविन्द का एक विशिष्ट उद्देश्य था । आर्य उनकी दृष्टि 
में जातिवाचक तो था नहीं, यह तो गुण-वाचक था, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का वाचक 
था क्योंकि वेद में उसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ था। मन व हृदय की उत्कृष्ट 
गुणावली से सम्पन्न व्यक्ति ही 'आयं' होता है और उसमें ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज 
का समन्वय होता है । श्री अरविन्द ने स्वयं ‘ary’ में इस वात को स्पष्ट किया था 
जैसा 'न्यूज़ एण्ड रिव्यूज' नामक पुस्तक में देखा जा सकता है। 
‘apy’ का एक फ्रांसीसी संस्करण रिव्यू द ग्रांद सेन्तेज ' (अर्थात्‌ 'महान समन्वय 
के विचार”) भी प्रकाशित किया गया था। श्री अरविन्द स्वयं लेख तो लिखते ही 


-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४८ महायोगी श्री अरविन्द 


थे, भ्रूफ़ भी देखा करते और प्रत्येक मास की १५ तारीख को पत्रिका का अंक प्रका- 
शित अवश्य हो जाए इसकी पूर्ण चिता करते। श्री पाल रिशार ने दो निबंध- 
मालाएं 'शाश्‍वत ज्ञान' (Veda विजडम) तथा 'जगतों का कारण' (दि वेअरफोर 
आफ दि aesa) भी लिखी थीं । श्रीमती रिशार केवल फ्रांसीसी संस्करण के लिए 
अनुवाद किया करतीं | प्रथम विश्वयुद्ध fos जाने के कारण श्री पाल रिशार को 
फ्रांसीसी सरकार ने सैन्य-सेवा के लिए बुलाया तो रिशार दम्पति फ्रांस को वापस 
चले गए और सात अंकों के पश्चात्‌ ही फ्रांसीसी संस्करण बन्द कर दिया गया | 
“आर्य' ठीक चलता रहा । हां, उसमें श्री अरविन्द की भारी व्यस्तता के अतिरिक्त 
श्री सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती, श्री नलिनीकान्त गुप्त, श्री सौरीन बोस भी हाथ वंटाते । 
आयें के ग्राहक बनाने में श्री मोतीलाल राय ने श्री अरविन्द के निदेश के अनुसार 
पर्याप्त सहयोग दिया । प्रारम्भ में 'आयं' की ग्राहक-संख्या केवल २०० थी । 
'आर्य' की छपाई मार्डन प्रेस (पांडीचेरी) में होती थी । श्री अरविन्द हाथ से 
लेख लिखकर फिर टाइप भी करते और बहुत बार तो सीधे टाइप ही करते चले 
जाते | आये के गंभीर लेखों को देखने पर आज भी यह आश्चर्यजनक लगता है। 
_ श्रीमती मिरा रिशार प्रतिदिन सायं ४ वजे के लगभग श्री अरविन्द से मिलने 
आतीं, कुछ मिठाइयां बताकर लातीं, कहवा बनाकर पिलातीं और पाल रिशार भी 
उस अवसर पर आ जाते प्रत्येक रविवार को रिशार दम्पति के घर पर सब लोग 
रात्रि-भोजन करने जाते | सायं ४-३० पर श्री अरविन्द पहुंच जाते, फूटबाल खेलने 
के पश्चात्‌ अन्य लोग पहुंचते और रात्रि को ६-१० बजे तक वार्तालाप चलता 
रहता | 


आये पत्रिका जनवरी १६२१ तक चलती रही । बाद में श्री अरविन्द ने ही | 


स्वेच्छा से उसे बन्द कर दिया था | उसकी ग्राहक संख्या तो बहुत बढ़ गई थी किन्तु 
अपनी साधना की गहराई में जाने के लिए उन्हें समय बचाने की आवश्यकता 
अनुभव हुई और तदनुसार उन्होंने यह निर्णय लिया था। 

“आर्य पत्रिका में श्री अरविन्द ने जो महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की थी, उसकी 
गंभीरता तथा उत्कृष्ट भाषा के कारण बहुतेरे दर्शनशास्त्र के प्राध्यापकों को भी 
उसे समझने में कठिनाई होती थी (और क्या आज नहीं होती ? ), यह बात श्री 
अरविन्द को भी बताई गई थी । उन्होंने उत्त रस्वरूप कहा था कि अंग्रेजी भाषा 
पर अधिकार तथा सम्बद्ध विषय में रुचि होने पर 'आर्य' के लेखों को कोई भी 
समझ सकता है, ओर यह ठीक भी था । 

‘ora’ पत्रिका में ही श्री अरविन्द की जो विभिन्न लेखमालाएं निकलीं, वे ही 
“दिव्य जीवन' (दि लाइफ़ डिवाइन ) 'योग-समन्वय' (दि सिम्थिसिस आफ़ जज ) 
acer (दि सीक्रेट आफ़ दि वेद), 'मानव-एकता का आदर्श” (दि आइडि- 
aa आफ़ हू यमनिटी), “भारतीय संस्कृति के आधार (दि फ़ाउंडेशन्स आफ़ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्य का प्रकाशन ve 


इंडियन कल्चर), “भावी कविता' (दि फ्यूचर पोइट्री), 'गीता-प्रवन्ध' (एसेज 
आन दि गीता) इत्यादि ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हुई । उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 
“मानव-चक्र' (दि ह यूमन साइकिल) वस्तुतः सामाजिक विकास का मनो विज्ञान' 
(दि साइकोलाजी आफ सोशल डेवेलपमेंट) शीर्षक निवंधावली का ही नया नाम 
हे । अनेक छोटी निवन्धमालाएं 'विकास' (इवोल्यूशन), 'अतिमानव' (दि सुपर- 
मैन), “भारत में पुनर्जागरण (दि रिनेसां इन इंडिया), भी आर्य में प्रकाशित हुई 
थीं। इनके अतिरिक्त अनेक उपनिषदों के अनुवाद, व्याख्याएं, शिक्षा-सम्वन्धी 
विचार, विश्व-राजनीति विशेषत: विश्व-युद्ध व विश्वसंघ की चर्चा, ज्योतिष, 
आत्माओं द्वारा स्वतः चालित लेखन, पुनर्जन्म, कला, पुस्तकों की समीक्षा, इत्यादि 
पर महत्त्वपूर्ण चितन भी are’ की समृद्ध सामग्री का अंश रहे । निस्सन्देह 'आयं' 
ने अंग्रेजी पत्रिकाओं में एक नए स्तर, एक नए क्षितिज का दर्शन कराया और एक 
नए चमकीले नक्षत्र के समान उसने विश्व को कुछ काल तक आलोकित किया । 


क्या श्री अरविन्द दाशंनिक थे ? 


'आर्थ' में इतनी दार्शनिक सामग्री देने वाले श्री अरविन्द को 'दार्शनिक' कह 
देना स्वाभाविक है किन्तु श्री अरविन्द स्वयं को कभी दार्शनिक मानने को तैयार 
नहीं हुए । वे यह तो स्वीकार करते थे कि उन्होंने ‘aura’ लिखा है किन्तु उनका 
कहना यह था कि उन्होंने मात्र अपने से प्राप्त अनुभव को बौद्धिक रूप में सहज ही 
प्रस्तुत कर दिया है, यह नहीं कि पाश्चात्य दार्शनिकों के समान किसी काल्पनिक 
और वैचारिक उड़ान भरकर “विचारों की बुनावट' के रूप में किसी दर्शन को 
प्रस्तुत किया हो । उनके कथनानुसार 'आर्य' पत्रिका का दायित्व तो उन्होंने इस- 
लिए ग्रहण किया था कि उनका विचार था कि “योगी कोई भी कार्य सफलतापूर्वक 
कर सकता है ।” कुछ भी हो, श्री अरविन्द दार्शनिक तो थे किन्तु उस अथे में नहीं, 
जिस अर्थ में दर्शन का गहन विषय छात्रों को पढ़ाने वाले 'प्राध्यापक दाशेनिक' होते 
हैं, अथवा व्यक्ति, विश्व, भगवान इत्यादि के विषय में ताकिक प्रकार के वौद्धिक 
ढांचे खड़े करने वाले “पाश्चात्य दार्शनिक' होते हैं या जिस अर्थ में राजनीति, ad- 
शास्त्र, समाजशास्त्र आदि में से एक या अनेक क्षेत्रो के “विचारक दार्शनिक, होते 
हैं । वस्तुतः श्री अरविन्द भारतीय परम्परा के अनुसार दार्शनिक थे क्योंकि यहां 
उन मनीषियों को ही दार्शनिक स्वीकार किया जाता है जिन्होंने परम तत्त्व का 
योग-पद्धति से दर्शन अथवा साक्षात्कार कर लिया हो और तब अपने तत्त्वदर्शन को 
बौद्धिक रूप में संजो दिया हो। श्री अरविन्द कृत विक्रास-प्रक्रिया-सम्बन्धी विवे- 
चन, अज्ञान के मूल की व्याख्या, मानव के उच्चतर मनोविज्ञान की महती सामर्थ्य 
अर्थात्‌ अतिमानस इत्यादि का निरूपण, राष्ट्रात्मा का प्रतिपादन इत्यादि ऐसे 
महत्त्वपूर्ण बिन्दु हैं जिन्हें विश्व को उनका महान योगदान कहा जाएगा। इसी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo महायोगी श्री अरविन्द 


प्रकार उनका योग समन्वय साधना के क्षेत्र में एक नयी वस्तु है और यह उनके 
सर्वांग दर्शन का ही व्यावहारिक रूप है। इस प्रकार श्री अरविन्द दार्शनिक भी हैं 
और योगी भी और निस्सन्देह पहले वे योगी हैं, पीछे दार्शनिक । 


एक रोचक घटना 

“आर्य के प्रकाशन के अन्तर्गत एक रोचक घटना यहां उल्लेखनीय है । एक 
कम्पोजीटर ने शराब में धुत रहते की लत के कारण प्रूफ़ लाने में विलम्बकर दिया | 
श्री अरविन्द के एक शिष्य ने इस पर उसे शराब पीने पर डांट लगाई | श्री अरविद 
ने उस डांट-फटकार को अपने कमरे से सुना और वाहूर आकर कहा, “तुम्हें किसी 
के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे परामर्श 
देना व्यर्थ है । उसे पीने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। उसे यह बताना चाहिए कि ag 
हमारे अनुवन्ध कौ शर्तों को पूरा करे और प्रूफ नियमित रूप से देता रहे ।” 

श्रीअरविन्द का यह जततांत्विक दृष्टिकोण अत्यन्त सराहनीय ही माना जाएगा | 


दो घटनाएं 


श्रीमती मिरा रिशार का जन्मदिवस २१ फरवरी, १९१५ को प्रथम बार 
मनाए जाने की घटना भी यहां उल्लेखनीय है क्योंकि अगले दिन ही वे फ्रांस प्रस्थान 
कर गई थीं। 

उनके चले जाने के पश्चात्‌ ही सौरीन बोस की देखरेख में 'आर्यन स्टोस' के 
ताम से बाजार में एक दुकान की स्थापना की जाने की घटना भी उल्लेख योग्य है | 
इसके लिए पूंजी श्रीमती मिरा रिशार ने दी थी । कुछ वर्षों तक यह दुकान भली 
प्रकार चलती रही किन्तु श्री सौरीन बोसके बंगाल जाने पर एक स्थानीय व्यापारी 
को बेच दी गई। 


श्रीमती मिरा रिशार की वापसी 


प्रथम महायुद्ध के कारण श्रीमती मिरा रिशार फ्रांस चली अवश्य गई थीं, 
कितु वें स्वयं को श्री अरविद के पथ पर पूर्ण समपित कर चुकी थीं, अत: २४ 
अप्रैल १९२० को वे पुनः वापस, कभी न लौटने के विचार से, आ गई और श्री 
अरविन्द की साधना में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान तो रहा ही, श्री अरविन्द के 
अनुयायी साधकों की भी वे मागंदशिका बनीं । श्री अरविन्द-आश्रम तो उन्हीं की 
देन है और उन्हीं की छाया में आज भी चल रहा है। कालान्तर में श्रीमती मिरा 
रिशार को श्री अरविन्द ने श्री माता जी (दि मदर) कहा और श्री अरविन्द- 
आश्रम में वे इसी नाम से श्रद्धापूर्वक सम्बोधित की जाती हैं। उनके इस महत्त्व- 
पूर्ण स्वरूप को कुछ विस्तार से समझने की आवश्यकता है। 


i 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६. श्रीमाताजी 


श्रीमाताजी का जन्म फ्रांस के पेरिस नगर में एक महाजन परिवार में २१ 
फरवरी १८७८ को हुआ था । बाल्यावस्था से ही वे असाधारण थीं । श्री अरविन्द- 
भक्तों में से अनेक ते उनके फ्रांसीसी जीवन-काल की कुछ अलौकिक घटनाओं का 
उल्लेख किया है--यथा सात वर्ष की अवस्था में एक तेरह वर्ष के दुष्ट लड़के को 'महा- 
काली-शक्ति' से ऊपर उठाकर जोर से फेंक देने की घटना, एक ढालू पहाड़ी पर 
उतरते समय फिसलने और गिरने पर किसी ग्रदृश्य कोमल सहारे को पाकर सकुशल 
पृथ्वी पर आकर खड़ी हो जाना, सोलह वर्ष की अवस्था में एक स्टूडियो में fad- 
कला सीखते समय अपने से बड़ी अवस्था के लोगों के झगड़े निवटाने तथा स्टूडियो 
की प्रधान महिला को एक निर्धन कन्या की सहायता करने की बात न मनवा पाने 
पर उसके एक हाथ को जोर से पकड़कर दबाने पर महाकाली-शक्ति का प्रदर्शन 
करना इत्यादि । अपनी इस अत्यधिक गम्भीर, कभी भी न हँसते वाली, बीस- 
वर्षीया पुत्री को जब मां ने एक बार झिड़का तो उत्त र मिला --“मुझे तो विश्व 
भर की पीड़ाओं का बोझा ढोना है ।” मां ने समझा, लड़की कुछ सनकी है। एक 
बार कभी बताया हुआ काम न करने पर मां ने झिड़की दी तो उत्तर दिया— 
“धरती की कोई भी शक्ति मुझसे आज्ञा पालन नहीं करा सकती ।” 
श्रीमाताजी के स्वयं के कथनानुसार जव वे तेरह वर्ष की थीं, एक अद्भुत 
अनुभव उन्हें एक वर्ष-भर प्रतिदिन होता रहा - “प्रत्येक रात्रि शय्या पर जाते ही 
उन्हें ऐसा लगा करता कि वे अपने शरीर से निकलकर पहले मकान के उपर और 
फिर ऊपर उठती हुई नगर के बहुत ऊपर पहुंच गई; एक भव्य स्वणिम वस्त्र में 
उनका शरीर आवृत्त है और वह बड़ा होता जाता और सहस्रं स्त्री-पुरुषजो बीमार 
या दुःखी होते, उन्हें अपनी ओर आते, स्वणिम वस्त्रों को छूते और नीरोग व सुखी 
होकर लौट जाते दिखाई देते । 
श्रीमाताजी ने अनुभव किया था कि उनका जीवन आध्यात्मिक साधना के 
लिए है। जब शरीर निद्रावस्था में होता तब उन्हें अनुभव होता कि वे अनेक 
शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर रही हैं और इनमें से कई शिक्षकों को तो बाद में धरती 
पर ही उन्होने प्रत्यक्ष देखा भी । इन्हीं में से एक के प्रति वे विशेष आकृष्ट हो गई 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


cate 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ महायोगी श्री अरविन्द 


और यद्यपि भारतीय दर्शनों और धर्मों का उन्हें कम ज्ञान था किन्तु वे इस व्यक्ति 
को जो निद्रा-काल में उन्हें ज्ञान दिया करता, 'कृण्ण' समझने व कहने लगीं | उन्हे 
यह भी लगने लगा कि उनका दिव्य जीवन-कार्य उन्हीं के साथ होना ही ईश्वरीय 
योजना है। कालान्तर में जब वे भारत आई तो श्री अरविन्द को उन्होंने अपने 
'कृष्ण' से एक रूप पाया । श्री अरविन्द से पूछने पर इस आध्यात्मिक अनुभव की 
पुष्टि भी हो गई। 

श्रीमाताजी ने अल्जीरिया के एक पोलैण्डवासी तांत्रिक तेओं ग्रौर उनकी 
फ्रांसीसी पत्नी से तंत्र-विद्या भी सीखी थी । श्री श्ररविन्द ने एक बार अपने शिष्यों 
को इस सम्बन्ध में कुछ बताया भी था -“श्री मां को इसका अनुभव है। वे जब 
अल्जीरिया में थीं, एक दिन उन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया था और पेरिस 
में अपने परिचितों के मध्य उपस्थित हुई । एक कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर इत्यादि 
किए और कोई वस्तु भी इधर से उधर हटाई। एक बार उन्होंने श्रपनी प्राणिक 
सत्ता से रेलगाड़ी को भी रोका और चलाया और सब दृश्य देखे। माताजी के प्रथम 
शिक्षक तेओं को ऐसी बहुत सिद्धियां प्राप्त थीं'*"।” 

श्रीमाताजी ने पेरिस में एक संस्था 'कॉस्मिक' स्थापित की थी जो आध्या- 
त्मिक रुचि के तत्त्व-जिज्ञासुओं का सक्रिय केन्द्र था । उद्देश्य था स्वयं को जानना 
और पूर्ण बनाना । श्रीमाताजी सरस दृष्टान्त सुनातीं, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते | 
वहां उन्होंने कुछ निबन्ध भी पढे थे, वे प्रत्येक गोष्ठी के अन्त में कोई प्रश्‍न पूछतीं, 
सदस्य उस प्रश्‍न पर विचार करते, अगली गोष्ठी में सव के उत्तर पढ़े जाते और 
समापन के लिए माताजी एक निबन्ध पढ़तीं। उदाहरणार्थ एक प्रश्‍न था--वैश्व- 
कार्य में मेरा क्या स्थान है ? मां ने जो निवन्ध द्वारा सन्देश दिया था, वह था 
“परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण' । वे प्रार्थना, ध्यान, कर्म इत्यादि के शुद्ध स्वरूप 
का उपदेश करतीं, सही विधि बतातीं। श्रीमाताजी ने अनन्त भगवान को अपने 
जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया था और फलस्वरूप अनन्त भगवान ने उन्हें अपने 
कार्य का माध्यम बनाया और उनकी आध्यात्मिक साधना के स्वरूप को समझने में 
उनकी दो कृतियां विशेष उपयोगी हैं--“'वड स आफ़ लांग एगो' तथा प्रेयसँ एण्ड 
मेडीटेशंस' । इन कुतियो में उनके उद्गारों में एक विचित्र आध्यात्मिक उन्मत्तता 
का, एक अलौकिक जीवन-दृष्टि का दर्शन होता है। 

उनका श्री पाल रिशार से विवाह भी हो गया परन्तु साधना चलती रही। 
पाल रिशार भी आध्यात्मिक जिज्ञासु थे। जब पांडीचेरी में उनकी भेंट श्री अरविद 
से हुई तो उन्होंने अनेक गम्भीर आध्यात्मिक प्रश्‍नो के मध्य ध्यान में दिखने वाले 
'कमल' का रहस्य भी पूछा था । श्री अरविन्द का उत्तर था कि कमल, भगवान के 
प्रति चेतना के खुलने का प्रतीक है और चेतना के किसी भी सूक्ष्म तल पर उसे 
देखा जा सकता है। समाधान पाकर उन्होंने जब फ्रांस लौटकर श्री ग्ररविन्द का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमाताजी ५३ 


यह उत्तर तथा उनके अनेक वैशिष्ट्य बताए तो उन्हें लगने लगा कि उनका जीवन- 
कार्य संभवतः पांडीचेरी के श्री अरविन्द के साथ होना है। वे पांडीचेरी में श्री 
अरविन्द से मिलीं और प्रथम भेंट में ही समपित हो गईं । 

पीछे कहा जा चुका है कि श्रीमाताजी ने आर्य के फ्रांसीसी संस्करण के प्रायः 
सम्पूर्ण दायित्व का निर्वाह किया था किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ने पर वे फ्रांसवापस 
लौट गई थीं । फ्रांस में रहते हुए उनका श्री अरविन्द से पत्र-व्यवहार चलता रहा 
जिसके कुछ अंश प्रकाशित हुए हैं। उन्हें देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका 
आध्यात्मिक स्तर तभी अत्यन्त उच्च था और श्री अरविन्द जिस अतिमानसिक 
प्रकाश को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से साधनारत थे, श्री माताजी की भी कुछ 
वैसी ही कल्पना थी । 

६ मई १६१५ के पत्र में श्री अरविन्द ने अन्त में लिखा था-“--'कुछ भी 
हो, सफल एकान्तवास मेरे भाग्य में ही नहीं है। मुझे तब तक संसार के साथ 
सम्पर्क बनाए रखना होगा जब तक मैं प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त न 
कर लूं या मर न मिटूं या आध्यात्मिक और भौतिक के मध्य चलने वाले युद्ध को 
उतनी दूर तक न ले जाऊं जितनी दूर तक ले जाना मेरी नियति है ।***मैं तो 
ईश्वरीय वाणी का अनुसरण करता हूं और न दाहिने देखता हूं, बाएं । फल मेरा 
नहीं है और अब तो श्रम भी शायद ही मेरा है।' 

२० मई १९१५ के पत्र का एक अंश था --- स्वर्ग हमने प्राप्त कर लिया है, 
किन्तु पृथ्वी नही; किन्तु योग की परिपूर्णता तो वेद के सूत्रानुसार स्वर्ग और 
पृथ्वी को समान और एक' बनाने में है।' 

२८ जुलाई १६१५ के पत्र में श्री अरविन्द ने बताया है किं अबउनकी साधना 
में आध्यात्मिक बल और प्रतिरोध में जो जमकर युद्ध हो रहा हैं उसमें एक प्रकार 
की स्थिर अवस्था आ गई है “और यदि अन्दर शक्ति व आनन्द नहीं होते, तो यह 
कष्टकारक HIT उबाने वाला कार्य होता; किन्तु ज्ञान-दृष्टि परे देखती है और 
जानती है कि यह मात्र आक्‌ंचन का प्रसंग है।” 

श्री अरविन्द ने १६ सितम्बर १६१५ के पत्र में विश्व में व्याप्त अव्यदस्था 
पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा था--- एक लम्बे विखण्डन की अव्यवस्था या 
किसी शी घ नवजन्म की?” 

श्रीमाताजी के २६ नवम्बर १९१५ के पत्र में समग्र चेतना के दिव्य 


` ध्यान में निमग्न हो जाने ग्रौर परम आनन्द की अनुभूति होने तथा भौतिक शरीर 


पूर्णतया ख्पान्तरित-सा हो उठने की अनुभूति इत्यादि वणित हैं, जिस पर श्री 
ग्ररविन्द ने ३१ दिसम्बर १६१४ के पत्र में प्रशंसात्मक स्वर में प्रतिक्रिया 
व्यक्त की थी--“जिस अनुभव का आपने वर्णन किया है वह यथार्थ में वेदिक है, 
यद्यपि ऐसा नहीं कि उसे योग की आधुनिक पद्धतियां, जो स्वयं को योगीय कहती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ मंहायोगी श्री अरविन्द 


हैं, सरलता से मात लें । यह है वेद और पुराण की 'पृथिवी' का दिव्य तत्त्व से 
सम्मिलन, एक पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी से ऊपर है अर्थात्‌ वह भौतिक सत्ता और 
चेतना जिसके प्रतिरूप मात्र हमारे विश्व व शरीर हैं । 

२६ जून १६१६ के विस्तृत पत्न.में श्री अरविन्द ने उच्च आध्यात्मिक प्रगति 
में बाधाओं की चर्चा की थी । इस पत्र से उनकी अपनी साधना की कुछ झलक 
भी मिलती हैं। श्री पुराणी ने इस पत्र को विस्तार से उद्धृत किया है । 


श्रीमाताजी का पुन: भारत आगमन 


२४ अप्रैल १९२० को श्रीमाताजी का दूसरा भारत-आगमन हुआ और तब से 
वे यहीं हें । पहले उनका निवास अन्यत्र था किन्तु २४ नवम्बर १६२० के भयंकर 
तूफान व वर्षा के फलस्वरूप कुछ मकानों की छतें बैठ जाने के दृश्यों के कारण 
श्रीमाताजी का निवास भी श्री अरविन्द के निवासस्थान पर ही हो गया और फिर 
वे श्री अरविन्द के साथ एक मकान में ही रहती रहीं | भारत आने से पहले जापान 
में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनसे भेंट की थी और उन्हें शान्ति निकेतन का कार्य- 
भार संभालने को आमरित्रित किया था किन्तु अपनी जीवन-दिशा पूर्व निर्धारित 
होते के कारण वे उस निमन्त्रण को स्पीकार नकर सकीं। पांडीचेरी आकर वे 
भारतमाता की ही एक पुत्री के रूप में रहने लगीं। 


श्रीम।ताजी की भार॑ंत-भक्ति 


श्रीमाताजी भारत की नागरिकता-प्राप्ति की सदैव इच्छुक रहीं किन्तु 
पराधीन भारत में यह संभव नहीं हो सका किंतु वे अब भारतीय नागरिक हैं । 
१९४५ में भारतीय स्वतन्त्रता-प्राप्ति होते ही उन्होंने जो घोषणा की थी--'आज 
मैं अपनी एक चिर-आकांक्षा प्रकट करना चाहती हूं । बह्‌ इच्छा यह्‌ है कि मैं भार- 
तीय नागरिक बनं । जब से मैं पहली बार १९१४ में यहां आयी थी, तभी से यह 
अनुभव करती रही हूं कि भारतवर्ष ही मेरा सच्चा देश है, यही मेरी आत्मा और 
अन्तरात्मा का देश हैं। भारत की स्वतन्त्रता के समय ही मैं इस इच्छा को पूर्ण 
करना चाहती थी अतः मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी । जन्म तथा प्रारम्भिक शिक्षा के 
कारण मैं फ्रांसीसी हूं परन्तु अपनी इच्छा और अभिरुचि के कारण भारतीय। 
चेतना में इन दोनों में कोई विरोध नहीं है अपितु सामंजस्य है और दोनों एक दूसरे 
के पुरक हैं। मैं जानती हूं कि मैं समान रूप से दोनों की सेवा कर सकती हूं । मेरे 
जीबन का एकमात्र लक्ष्य श्री अरविन्द की महान्‌ शिक्षाओं को मूर्त रूप देना है। 
उन शिक्षाओं में उन्होंने ag बताया है कि सब राष्ट्र वास्तव में एक हैं और उनका 


प्रयोजन यही है कि इस पृथ्वी पर संगठित और सर्वांगीण विविधता में दिव्य एकता 
स्थापित करें।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श्रीमाताजी प्रण 


भारत की स्वतन्त्नता-प्राप्ति के अवसर पर श्रीमाताजी ने भारत-माता का 
आवाहन करते हुए कहा था--'हे हमारी मां ! हे भारत की आत्मशक्ति ! हे 
जननी ! तूने कभी, अत्यन्त अन्धकारपूर्ण अवसाद के दिनों में भी, यहां तक कि जब 
तेरी सन्तानों ने तेरी वाणी अनसुनी कर दी, अन्य प्रभुओं की सेवा की और तुझे 
अस्वीकार कर दिया, तव भी तूने उनका साथ नहीं छोड़ा मां ! आज इस महान्‌ 
घड़ी में, जब वे जाग पड़े हैं और तेरी स्वतन्त्रता के इस उपाकाल में तेरे मुखमंडल 
पर ज्योति पड़ रही है, हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं। हमें पथ दिखा जिससे स्वतं- 
वता का जो विशाल क्षितिज हमारे सामने उन्मुक्त हुआ है, वह तेरी सच्ची महा- 
नता का तथा विश्व के राष्ट्र-समाज में तेरे सच्चे जीवन का भी क्षितिज बने । हमें 
पथ दिखा जिससे हम सर्वदा महान्‌ आदर्शो के पक्ष में ही खड़े हों और अध्यात्म- 
मार्ग के नेता के रूप में तथा सभी जातियों के मित्र और सहायक के रूप में तेरा 
सच्चा स्वरूप मनुष्य जाति को दिखा सके l” 

श्रीमाताजी के अनुसार भारत एक और अखण्ड है । श्री अरविन्द-आश्रम में 
अखण्ड भारत का जो मानचित्र है उसके विषय में पूछे जाने पर यही कहा था कि 
यही वास्तविक भारत है और राजनीतिक आंधी उतर जाने के वाद भारत खण्डित 
नहीं, अखण्ड रूप में ही प्रकट होगा । 


भारतीयकरण की प्रवृत्ति 

श्रीमाताजी के सौन्दर्य से तो वे सभी प्रभावित होते ही थे जो उनके सम्पर्क 
में आते । श्री अरविन्द के जीवनीकार श्रो पुराणी ने प्रथम दर्शन के समय की अपनी 
प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की थी--“मैंने प्रथम बार श्रीमाताजी को देखा था। 
वे सीढ़ियों के समीप खड़ी थीं । उस समय जलपान करके श्री अरविन्द ऊपर जा 
रहे थे। ऐसा अलौकिक सौन्दर्यं मैंने पहले कभी नहीं = । यद्यपि वे ३५ वर्ष से 
ऊपर की थीं किन्तु २० वर्ष से ऊपर की नहीं लग रही थीं।'""मकात पूरा बदल 
हो गया हो जैसे खुले आंगन में एक साफ़-सुथरी फुलवारी हो गयी थी । प्रत्यक 
कमरे में सादा और सुन्दर फर्नीचर था--एक चटाई, एक कुर्सी और एक छोटी 
मेज । यह निःसन्देह श्री मां की उपस्थिति का परिणाम था ।” हां, श्री पुराणी ने 
यह भी लिखा था--“आश्रम का वातावरण कुछ तनावपूर्ण लगा । श्री मां और 
दत्ता र_यू miai माते में श्री अरविन्द के मकान में आ गई atv” 

भारत को मातृभूमि स्वीकार करने वाली श्रीमाताजी को यह भी ज्ञात था 
कि भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषा आदि के द्वारा भारतीयकरण भी करना ही 
चाहिए । अतः उन्होंने बंगला सीखी, साड़ी पहनना प्रारम्भ किया। और भी बहुत 
कुछ सीखा और भारतीय सांचे में मानो पूर्णतया ढल गई I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


er ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ महायोगी श्री अरविन्द 


'माताजी' नाम 


श्री अरविन्द उन्हें वर्षों तक ‘faa’ नाम से ही बुलाते रहे किन्तु कालान्तर में 
उन्होंने उन्हें न केवज 'माताजी' (मदर) कहना ही प्रारम्भ किया अपितु ‘fe 
मदर' नामक पुस्तक भी लिखी जिसमें उनकी शक्तियों का परिचय दिया गया 
था। 


श्रीमाताजी--प्रिय और अप्रिय 


श्रीमाताजी का श्री अरविन्द के साथ एक मकान में रहना शीघ्र ही आलो- 
चना का विषय बन गया । श्री अरविन्द के अनेक शिष्य तो श्रीमाताजी के सौम्य 
व्यवहार से प्रभावित होकर तथा श्री अरविन्द पर श्रद्धा के कारण श्री माताजी के 
प्रति आदर भाव ta रहे किन्तु कुछ शिष्यों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे 
शिष्यों में श्री मोतीलाल राय का नाम उल्लेखनीय है । श्री मोतीलाल राय ने चब्द्र- 
तगर में श्री अरविन्द को आश्रय तो दिया ही था, तब से अभी तक वे श्री अरविन्द 
की आथिक सहायता, स्वयं तथा माध्यम रूप में करते रहे थे । उन्होंने श्री अरविन्द 
से योग की दीक्षा भी ली थी। किन्तु उनमें व श्री अरविन्द में मतभेद बढ़ते गए और 
‘sada संघ' (चन्द्रनगर) का यह प्रभावी प्रवर्तक जो पांडीचेरी में पत्नी सहित 
रहने के लिए बड़ी श्रद्धा से गया था, वहां से अश्नु बहाते हुए सदैव के लिए वापस 
चला आया | और भी कुछ शिष्यों को, संभवत: वारीन्द्र को भी, श्रीमाताजी— 
एक महिला और वह भी विदेशीका श्री अरविन्द-भवन में साथ-साथ रहना 
और सब पर छा जाना अप्रिय ही लगा, कित्तु धीरे-धीरे श्री अरविन्द के प्रयत्न से 


तथा श्री माताजी के अपने गुणों व आध्यात्मिक क्षमता के कारण वे श्री अरविन्द के 
शिष्यों की श्रद्धेय हो गई । 


१ जनवरी १९२२ से श्रौमाताजी का दायित्व 


श्रीमाताजी ने श्री अरविन्द के घर की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व स्वेच्छा 
से अपने ऊपर १ जनवरी १६२२ से ले लिया था। श्री अरविन्द ते अपने पथ के 
साधकों के विकासं का दायित्व भी बहुत कुछ श्रीमाताजी पर छोड़ दिया। वे अपने 
शिष्यों को अनेक प्रकार से अपनी और श्रीमाताजी की चेतना की अभिन्नता की 
बात समझाया करते Al धीरे-धीरे श्री अरविन्द-आश्रम एक व्यवस्थित रूप लेने 
लगा । श्रीमाताजी ही उसकी प्रमुख रहीं। श्रीमाताजी में व्यवस्थाप्रियता सदैव 
से है। आकर्षक फुलवारी व फर्नीचर की सरल व स्वच्छ व्यवस्था तथा भोजन की 
उत्तम व्यवस्था उन्हीं के कारण आई। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीमाताजी ५७ 


श्री माताजी का जगन्मातुत्व ? 


श्री अरविन्द-भकतों की यह धारणा है कि श्रीमाताजी वस्तुतः जगन्माता ही 
हैं। श्री अरविन्द ने भी ऐसा बहुत कुछ कहा था और साधकों को श्री मां के प्रति 
उद्घाटन और समर्पण का सन्देश दिया था। श्री मां जगन्माता का अवतार या 
साक्षात जगन्माता हैं या नहीं, यह कोई बौद्धिक परिधि का तो प्रश्‍न है नहीं और 
इस कारण इसका बौद्धिक उत्तर देना भी निरर्थक है| महत्त्वपूर्ण बात यह जानना है 
है कि श्री अरविन्द के साधना-पथ में श्री अरविन्द के पश्चात्‌ श्रीमाताजी ही 
सर्वोच्च निर्देशिका हैं और उनके आध्यात्मिक विभूतिमत्व ने अगणित लोगों को 
प्रभावित किया है । आश्रम में जानेवाले नए अभ्यागत को श्रीमाताजी की महत्ता 
प्रायः समझ में आ जाती है और साधकों के लिए तो श्रीमाताजी श्री अरविन्द का 
ही एक रूप हैं और आश्रम की तो चेतना ही हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, id 


ee oat) E wee 


ete oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७. निमंत्रण और अस्वीकृति 


'सागर-संगीत',का अनुवाद 


श्री अरविन्द के प्रति देशबन्धु चित्तरं जनदास की आत्मीयता का एक उत्कृष्ट 
उदाहरण अलीपुर अभियोग में मिल चुका था जव देशबंधु ने उनके मुक्‍त कराने 
के लिए अपनी भीषण आर्थिक हानि की रत्ती-भर भी चिन्ता नहीं की थी । इन 
दिनों आथिक कष्टों में पांडीचेरी-स्थित श्री अरविन्द की सहायतार्थ जब उनसे 
बात की गई तो उन्होंने प्रत्यक्ष सहायता कर सरकार के Aal में खटकने के स्थान 
. पर्‌ एक युक्ति निकाली । अपनी काव्य-कृति 'सागर-संगीत' का अंग्रेजी में अनुवाद 
करने के लिए उन्होंने श्री अरविन्द को एक सहस्र रुपए देने की बात रखी | इस 
प्रकार श्री अरविन्द द्वारा 'सागर-संगीत' का अंग्रेजी अनुवाद 'सांग्स आफ़ दी सी' 
के नाम से प्रकाशित हुआ जो अत्यन्त प्रशंसित रहा । 


मिलने जाते के कार्यक्रम 


श्री अरविन्द ने अपनी बाह्य गतिविधियां बहुत कम कर दी थीं। पांडीचेरी 
आने पर वे प्रारम्भिक वर्षों में तो मिलने के लिए जाया-आया भी करते थे जसे 
जोसेफ़ डेविड (जो बाद में पांडीचेरी के महापौर हुए) के विवाह या उनकी पुत्री 
` के बप्तिस्मा से अवसर पर अथवा श्रीनिवासाचारी की पुत्री के विवाह में या ऐसे 


ही किसी अन्य अवसर पर किन्तु १६२० के पश्चात्‌ वे अपने घर तक ही सीमित 
रहने लगे । 


ध्रागन्तुकों से भेंट 


किन्तु श्री अरविन्द से मिलने वाले आगन्तुकों की संख्या निरन्तर बढ़ती ही 
Te बंगाल के लोग तो उनसे आकर मिला ही करते थे, शेष भारत के अनेकानेक 
व्यक्ति भी जो उनसे परिचित रहे थे, मिलने आते रहे। मुकुलचन्द्र डे (बाद में 
कलकत्ता स्कूल आफ़ आटे के प्राचार्य) चार दिन तक चित्र बनाने के लिए श्री 
अरविन्द का कुछ-कुछ घंटे का समय लेते रह | अनेक लोग अपनी 'साधना की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee | 


e 


Ss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीक्ृति ५ 


कठिनाइयों' पर उनका परामर्श लेने आते। कुछ लोग उनके शिष्य बनने के लिए 
भी आते कितु प्रायः उन्हें निराश होकर जाना पड़ता। 


जोसेफ़ बेप्टिस्टा को महत्त्वपूर्ण उत्तर 


लोकमान्य तिलक के दल के श्री जोसेफ वैप्टिस्टा नामक एक वैरिस्टर महो- 
दय ने तिलक के संकेत पर श्री अरविन्द को बम्बई से निकाले जाने वाले एक पत्र 
के सम्पादन के लिए आमंत्रित किया था । राष्ट्रवादी दल का प्रभाव दिन-दूना रात 
चौगुना बढ़ रहा था | आशा यह्‌ कि गई थी कि श्री अरविन्द इस प्रार्थना को स्वी- 
कार कर लेंगे और राष्ट्रवादी दल को एक सुदृढ़ स्तम्भ का लाभ होगा । किन्तु 
श्री अरविन्द के ५ जून, १६२० के उत्तर में स्पष्ट अस्वीकृति थी । श्री अरविन्द 
का पत्र महत्त्वपूर्ण है--'““आपका प्रस्ताव प्रलोभजनक है किन्तु मुझे खेद है कि मैं 
उसे स्वीकार नहीं कर सकता | केवल आपके कारण ही मैं ग्रपने इस निर्णय के 
कारणों को स्पष्टतया वता रहा हूं । प्रथम बात तो यह है कि मैं अभी ब्रिटिश 
भारत में लौटने को तैयार नही हूं । यह राजनैतिक बाधा से भिन्न बात है । मुझे 
ज्ञात है कि गत सितम्बर तक बंगाल सरकार और (संभवतः मद्रास सरकार भी) 
मेरी ब्रिटिश भारत में वापसी के विरुद्ध थी ओर व्यावहारिकतया इस विरोध का 
अर्थ था कि यदि मैं वापस जाऊं तो मुझे उन लाभकारी कानूनों में से किसी के 
अन्तर्गत या तो अजरबंद या कैद कर दिया जाए जो आपाततः अभी भी विशवास 
और सहयोग के नवयुग को लाने में सहायकों के रूप में वर्तमान हैं। मैं यह नहीं 
मानता कि अन्य सरकारें अपने प्रदेशों में मेरे प्रकट होने से आनं दित होंगी | संभवतः 
राजघोषणा से कुछ अन्तर पड़े, किन्तु वह निश्चित नहीं हैं क्योंकि जैसा में समझता 
हूं, इसका अर्थ सबको राज-क्षमा नहीं है अपितु कृपापूर्वंक सुविधा तथा दयालुता 
जो वायसराय के स्व-निर्णय से सीमित है | इस समय मेरे a इतना अधिक काम 
है कि सरकार का अनभिप्रेत अतिथि बनकर सावकाश चैन के साथ अपने समय को 
नष्ट नहीं कर सकता । किन्तु यदि मुझे पूर्णतया स्वतंत्र कार्य और गतिविधि का 
आश्वासन मिल भी जाए तो भी मैं अभी आना नहीं चाहूंगा । मैं पांडीचेरी इसलिए 
आया था कि यहां वर्तमान राजनीति से असम्वद्ध एक निश्‍चित उद्देश्य के लिए 
स्वतंत्रता व शान्ति प्राप्त कर सकूं- यहां आने के समय से ही मैंने राजनीति में 
कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया है, यद्यपि देश के लिए जो मैं अपने प्रकार से कर 
सकता था, मैंने निरन्तर किया है--और जब तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, 
ˆ तब तक मेरे लिए यह संभव नहीं है कि किसी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि को 
पुनः प्रारम्भ करू | किन्तु यदि मैं ब्रिटिश भारत में रह, तो मुझे विभिन्न प्रकार के 
कार्यो में कूदना ही पड़ेगा। पांडीचेरी मेरी आध्यात्मिक साधना-स्थली है, तपस्या 
की कंदरा है, संन्यासी की कंदरा जैसी नहीं, किन्तु मेरे द्वारा आविष्कृत श्रभिनव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Oe ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ga महायोगी श्री अरविन्द 


प्रकार की । मुझे इस कार्य को पूर्ण करना ही चाहिए, इसे छोड़ने से पूर्व मुझे अपने 
कार्य के लिए आन्तरिक रूप से शास्त्रयुक्त एवं सुसज्जित होना ही चाहिए | 
फिर स्वयं कार्य के सम्बन्ध में मेरा विचार । मैं राजनीति या राजनीतिक कार्य 
को हीन दृष्टि ने बिलकुल नहीं देखता हूं और न यह समझता हूं कि मैं उनसे ऊपर 
उठ गया हूं । मैं सदैव ग्राध्यात्मिक जीवन पर अधिक बल देता रहा हूं और अब मैं 
एकमात्र उसी पर बल दे रहा हूं, किन्तु आध्यात्मिकता-विषयक मेरी कल्पना में 
लौकिक वस्तुओं के प्रति संन्यासी जैसा पलायन या घुणा या विरक्ति नहीं है। मेरी 
दृष्टि में कोई भी बात लौकिक ( सैक्यूलर ) नहीं है, सभी मानव-गतिविधि मेरे लिए 
पूर्ण आध्यात्मिक जीवन में समावेश्य है और वर्तमान समय में राजनीति का बहुत 
ही महत्त्व है। किन्तु राजनीतिक गतिविधि के उद्द श्य एवं स्वरूप के विषय में मेरी 
कल्पना प्रचलित स्वरूप से बहुत भिन्न है। मेरा राजनीतिक कार्यो में प्रवेश और 
१६०३ से १६१० तक उसमें सक्रियता एक ही उद्देश्य से थे कि देशवासियों 
के मन में स्वाधीनता-प्राप्ति का एक दृढ़ संकल्प प्रतिष्ठित कर देना और उसके 
लिए कांग्रेस के उस समय के ढीले-ढाले प्रयत्नों के स्थान पर संघर्ष की आवश्यकता 
भी। वह अब हो चुका है और अमृतसर कांग्रेस से इसकी पुष्टि हो गई है । यद्यपि 
वह संकल्प अभी भी उतना व्यावहारिक और ठोस नहीं है, न जितना होता चाहिए 
उतना सुसंगठित और न दृढ़ प्रयत्नपूर्ण किन्तु फिर भी संकल्प है और उसका मार्ग- 
दर्शन करने के लिए सशक्त और योग्य नेताओं की प्रचुरता भी । मेरा विचार है 
कि सुधारों की अपर्याप्तता होते हुए भी आत्मनिर्णय का संकल्प, यदि देश की 
वर्तमान मनःस्थिति बनी रहे--जेसी निस्सन्देह बनी रहेगी--तो शीघ्र ही प्रभावी 
हो जाएगा । इस समय जिस प्रश्‍न में मैं व्यस्त हुं वह यह है कि देश अपने आत्म- 
निर्णय के द्वारा क्या करने वाला है, यह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करेगा, 
किस रूपरेखा पर यह अपने भविष्य को निश्चित करने वाला है ? 
आप पूछ सकते हैं कि मैं क्यों न बाहर आ जाऊं और स्वयं ही मार्गदर्शन में 
यथासंभव सहायता करू ? किन्तु मेरे मन को समय से आगे-आगे भागने का 
असुविधाजनक स्वभाव पड़ गया है--कोई कह सकता है कि समय से असम्बद्ध 
पूर्णतया आदर्श लोक में | 
“आपने लिखा है कि आपका दल एक 'समाजवादी लोकतांत्रिक दल' होगा । 
अब मैं जिस चीज में विश्वास करता हूं उसे 'सामाजिक लोकतंत्र' कह सकते हैं 
किन्तु उसके प्रचलित रूपों में से किसी प्रकार का नहीं, और यूरोपीय प्रकार के 


सामाजिक लोकतंत्र के प्रति तो मुझे तनिक भी अनुराग नहीं है, चाहे उसमें अतीत ` 


की अपेक्षा कितना भी सुधार हो चुका हो । मेरी धारणा है कि भारत की अपनी 
एक आत्मा होने और अपनी सभ्यता के अनुरूप ही अपनी एक शासनपरक प्रकृति 
होने के कारण, अन्य क्षेत्रों के समान राजनीति के क्षेत्र में भी अपना मौलिक पथ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
निमंत्रण और अस्वीकृति ६१ 


खोजना चाहिए, न कि यूरोप के पीछे ठोकरें खानी चाहिए। किन्तु उसे ठीक यही 
करना पड़ेगा यदि उसे मन की वर्तमान अव्यवस्थापूर्ण और अतत्पर अवस्था में ही 
मागं पर चलना पड़ेगा । निस्सन्देह कुछ लोग भारत को अपनी लाइनों पर विक- 
सित होने की वात कहते हैं किन्तु किसी पर भी उसके विषय में बहुत स्पष्ट या 
पर्याप्त विचार नहीं है कि वे लाइनें क्या होनी हैं। इस विषय में मैंने अपने कुछ 
निजी आदर्श और कुछ निश्चित विचार बनाए हैँ जिनमें आज तो बहुत कम 
लोगों द्वारा मेरा अनुसरण करते की संभावना है क्योंकि वे एक अभिनव प्रकार के 
अडिग आध्यात्मिक आदर्शवाद से शासित हैं और वहुतों की समझ से परे होंगे और 
एक बड़ी संख्या को तो आक्रमण और बाधा भी प्रतीत होंगे। किन्तु मेरे पास 
व्यावहारिक लाइनों का स्पष्ट और पूर्ण विचार नहीं है, मेरे पास कोई निर्मित 
कार्यक्रम नहीं है । संक्षेप में कहूं तो मैं अपने मन में अपना पथ खोज रहा हूं और 
न मैं प्रचार के लिए तैयार हूं और न काम के लिए । यदि ऐसा होता भी तो इसका 
अर्थ यही होता कि कुछ समय तक मैं अकेला ही कार्य करता VE या यह अर्थ कि 
कम-से-कम यह स्वतंत्रता हो कि मैं अपने मार्ग पर चल सक्‌ । आपके पत्र के 
सम्पादक के रूप में मुझे दूसरों के मत को ध्वनित करना होगा और अपने मत को 
चुप रखना होगा और यद्यपि वर्तमान समय की गतिविधि की दृष्टि से उन्नत दलों 
के सामान्य विचारों से मुझे पूर्ण सहानुभूति है, और यदि मैं क्षेत्र में होता तो मैं 
उनकी सहायतार्थ यथासंभव कार्य करता तथापि मैं स्वभावत: उस प्रकार से स्वयं 
को कम-से-कम वांछित सीमा तक भी, सीमित करने में असमर्थ हूं । 

“इस उबाने वाले पत्र की लम्बाई को क्षमा करिएगा | मैंने यह आवश्यक 
समका कि पूर्णतया स्पष्ट कर दूं जिससे यह प्रभाव श्राप पर न पड़े कि किसी ढोंग 
या आध्यात्मिक एकान्ता की यथार्थता, या देश की पुकार से जी चुराने की इच्छा 
या आप व अन्य लोग प्रशंसनीय ढंग से जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें सहानुभूति 
के अभाव के कारण आपकी प्रार्थना को मैंने अस्वीकृत कर दिया है। मैं पुनः खेद 
प्रकट करता हूं कि मैं आपको निराश करने को बाघ्य हुआ हूं I 


anta को पत्र 

श्री अरविन्द ने उपर्युक्त TAY जनवरी १९२० को लिखा ह । १६१९ में 
श्री अरविन्द के अनुज श्री वारीन्द्र घोष (जिन्हें प्रायः 'वारिन' कहा जाता रहा) 
अंडमान से मुकत होकर बंगाल आ गए थे । श्री वारीन्द्र भी उच्चात्मा थे और योग 
में उनकी भी रुचि थी । किन्तु वे देश की दृष्टि से भी चितित थे और देशभक्ति के 
लिए काले पानी की यात्रा करने वाले वारीनद्र के लिए यह स्वाभाविक भी था । 
उन्होंने श्री अरविन्द को एक पत लिखा था जिसमें उनके अपने अनेक प्रश्‍न और 


कुछ विचार भी थे। श्री अरविन्द ते ७ अप्रैल १९२० को जो उत्तर दिया था, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
द्र महायोगी श्री अरविन्द 


उसको 'पांडीचेरीर Ta’ के नाम से प्रसिद्धि मिली थी । वह पत्र बंग-भाषा में है। 
अपने महत्त्वपूर्ण विचारों के कारण वह द्रष्टव्य है--“तुम्हारा Ta प्राप्त हुआ । 
अब तक अनुत्तरित रहा । यह भी जो लिखने वैठा ही हूं, इसे भी चमत्कार ही 
समझो क्योंकि मेरा पत्र लिखना तो कभी-कभी ही होता है, संभवतः बंगभाषा में 
लिखना तो गत पांच-सात वर्षों में एक बार भी नहीं हुआ। इसे पूर्ण करके यदि 
डाक में भेज सक, तभी यह चमत्कार पूरा होगा। 

“प्रथम तुम्हारे योग की बात। तुम मुझे अपने योग का भार देना चाहते हो 
और इसे मैं स्वीकार करने को सहमत हुं अर्थात्‌ परमात्मा को देने के लिए, जो 
मुझको और तुमको परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपेनी दिव्य शक्ति द्वारा चला रहा 
है। किन्तु यह अवश्य जान लो कि इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि तुम्हें 
उसी विशिष्ट मार्ग पर चलना होगा जो भगवान्‌ ने मुझे दिया है और जिसे मैं पूर्ण 
योग कहंता हूं । जिससे मैंने प्रारम्भ किया था, जो मुझे लेले ने दिया था, वह तो 
मार्ग का अन्वेषण था, पुराने खण्ड योगों में इसको-उसको स्पर्श करतें हुए इधर- 
उधर घूम-फिर कर देखना। बाद में जब मैं पांडीचेरी आया, तो यह अस्थिर 
अवस्था समाप्त हो गई। अंतर्यामी जगद्गुरु ने मुझे अपने पथ की पूर्ण दिशा का, 
इसके पूर्ण सिद्धान्त अर्थात्‌ दसों योग-अंगों का निर्देश किया । इन दस वर्षों में भग- 
वान्‌ मेरे द्वारा अनुभव से उसी को विकसित करा रहा है। किन्तु यह अभी समाप्त 
नहीं हुआ है । और दो वर्ष लग सकते हैं श्रौर जितने दिनों तक पूर्ण नहीं होता, मुझे 
संदेह है कि मैं वापस वंगाल जा पाऊं। पांडीचेरी ही मेरी योगसिद्धि का निर्दिष्ट 
स्थल है, अवश्य इसके एक अंश 'कमं' को छोड़कर । मेरा कार्य-केन्द्र है बंगाल, 
यद्यपि आशा है कि इसकी परिधि सम्पूर्ण भारत और सम्पूर्ण पृथ्वी होगी । 

“यह्‌ योगमार्ग क्या है, यह पीछे लिखूंगा अथवा तुम यहां आओ तभी उस 
विषय में बातचीत होगी । इस विषय में लिखने की अपेक्षा वाते करना अधिक 
अच्छा है। इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि पूर्ण ज्ञान, पूर्ण कर्म और पूर्ण 
भक्ति के सामंजस्य ओर ऐक्य को मानसिक भूमि से ऊपर उठाकर मनके परे 
विज्ञान-भुमि में पूर्ण सिद्ध करता ही उसका मूल तत्त्व है । पुराने योग का दोष यही 
था कि वह मन-बुद्धि को जानता था और आत्मा को जानता था, मन के भीतर ही 


आध्यात्मिक अनुभूति पाकर संतुष्ट रहता था। किन्तु मन तो खण्ड को ही आयत्त 


कर सकता है। वह अनन्त, अखण्ड को सम्पूर्णतः ग्रहण नहीं कर सकता । उसे 
ग्रहण करने के लिए समाधि, मोक्ष, निर्वाण इत्यादि ही मन के उपाय हैं, अन्य कोई 
उपाय नहीं । उस ल्क्ष्यहीन मोक्ष को कोई-कोई मनुष्य प्राप्त कर सकते हें किन्तु 
उससे क्या लाभ ? ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌ तो हैं ही । भगवान्‌ मनुष्य से जो चाहते 
हैं वह है उन्हें यहां व्यष्टि में और समष्टि में मूते करना, जीवन में भगवान्‌ को 
साकार करना । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण ओर अस्वीकृति s 


~ 


“पुरातन योग-प्रणाज्रियां अध्यात्म और जीवन के मध्य सामंजस्प अथवा ऐक्य 
स्थापित नहीं कर सकीं, जगत को माया या अनित्य लीला कहकर उड़ा देती हैं । 
फलस्वरूप हुआ है जीवनीशिति का हास, भारत की अवनति। गीता में कहा 
गया है-_“उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहम्‌” ओर भारत में 'इमे लोका: 
सत्य ही उत्पन्न गए हैं। कुछ संन्यासी, वैरागी, साधु, सिद्ध, मुक्त हो जाएं, कुछ 
भक्त प्रेम से, भाव से, आनन्द से अधीर होकर नृत्य करें, और समस्त जाति प्राण- 
हीन बुद्धिहीन होकर घोर तमोभाव में डूब जाए, यह भला केसी अध्यात्मसिद्धि 
है? 

“पहले मानसिंक स्तर पर सभी खण्ड अनुभूतियों को पाकर, मन को अध्यात्म 
रस में निमग्न कर, अध्यात्म के आलोक से आलोकित करना होता है। तत्पश्चात्‌ 
ऊपर उठना होता है। ऊपर अर्थात्‌ विज्ञान-भूमि में उठे विना जगत का अन्तिम 
रहस्य जानना असंभव है; जगत की समस्या हल नहीं होती । वहीं आत्मा और 
जगत, अध्यात्म और जीवन, इस इन्द्र की अविद्या का नाश होता है। उस समय 
जगत माया-रूप में नहीं देखा जाता अपितु जगत भगवान्‌ की शाश्वत लीला और 
आत्मा का नित्य विकास प्रतीत होता है। उसी समय भगवान्‌ को पूर्णं रूप से 
जान पाना संभव होता है--गीता में जिसे कहा गया है “समग्रं मां ज्ञातुम्‌' । अन्न 
मय देह, प्राण, मत-बुद्धि, विज्ञान और आनंद--ये आत्मा की पांच भूमियां हैं। 
मनुष्य जितना ही ऊपर उठता है उतनी ही उसके आध्यात्मिक विकास की चरम 
सिद्धि की अवस्था निकट आती जाती है । विज्ञान में पहुच जाने पर आनन्द में पहुंच 
जाना सहज हो जाता है; अखण्ड अनन्त आनन्द की अवस्था में दृढ़ प्रतिष्ठा हो 
जाती है, केवल व्रिकालातीत परब्रह्म में नहीं--देह में, जगत में, जीवन में । पूर्ण 
सत्‌, पूर्णं चित्‌ और पूर्ण आनन्द विकसित होकर जीवन में मूर्तं होते हैं । यह प्रयास 
ही मेरे योगमार्ग का प्रमुख सूत्र है। 

“ऐसा सोना सहज नहीं है। इन पन्द्रह वर्षो के पश्चात्‌ मैं अभी तक विज्ञान 
के तीन स्तरों में से निम्ततम स्तर में पहुंचकर नीचे की सभी वृत्तियों को उसके 
अन्दर खींचकर ले जाने का प्रयत्त कर रहा हूं। परन्तु जब यह सिद्धि पूर्ण होगी 
तव भगवान्‌ मेरे द्वारा अन्यों को अल्प प्रयास पर ही विज्ञान-सिद्धि देंगे, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं। उसी समय मेरा वास्तविक कार्य प्रारम्भ होगा। मैं कर्मसिद्धि के 
लिए अधीर नहीं हूं । जो होना है, वह भगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट समय पर होगा । 
उन्मत्त की भांति दौड़कर क्षुद्र अहं की शक्ति के साथ कर्मक्षेत्र में कूद पड़ने की 
प्रवृत्ति नहीं है | यदि कार्यसिद्धि न भी हो तो धैर्य नहीं त्यागूंगा । यह काम मेरा 
नहीं है, भगवान्‌ का है। मैं ओर किसी की भी पुकार नहीं सुनूंगा । भगवान्‌ जब 
चलाएंगे, तब AAT | 

“बंगाल अभी ठीक तैयार नहीं हुआ है, यह मैं जानता हूं । जो अध्यात्म को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee See 


SS «5 ETE SEI "SNM ee GIN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ महायोगी श्री अरविन्द 


बाढ़ आई है, वह है बहुत-कुछ पुरातन का ही नवीन रूप, वास्तविक रूपान्तर नहीं 
है | अवश्य ही, यह भी आवश्यक थी । बंगाल सभी पुराने योगों को अपने में जगा- 
कर उनका संस्कार क्षीण करके यथार्थ सार-तत्त्व को लेकर भूमि को उर्वरा बना 
रहा है । पहले थी वेदान्त की वारी--अद्वैतवाद, संन्यास, शंकर की माया इत्यादि । 
इस समय जो हो रहा है, वह वैष्णव धर्म की बारी है-लीला, प्रेम, भाव के आनंद 
में मत्त होना । यह सब अत्यन्त प्राचीन है, नवयुग के लिए अनुपयोगी है। यह सव 
नहीं टिकेगा, कारण ऐसी उत्तेजना टिकने योग्य ही नहीं है । अवश्य ही वैष्णव भाव 
का यही गुण है कि यह भगवान्‌ के साथ जगत का एक सम्बन्ध बनाए रखता है, 
इसमें जीवन का एक अर्थ होता है। किन्तु खंड भाव होने से इसमें पूर्ण सम्बन्ध, 
पूर्ण अर्थ नहीं है। तुम जो दलबंदी का भाव देख रहे हो, वह अनिवार्य है। मन का 
धर्मं ही है एक खण्ड को पूर्ण कहना और अन्य सभी खण्डों का बहिष्कार करना | 
जो सिद्धपुरुष भाव को लाते हैं, वे खण्ड भाव का अवलम्वन करके भी पूर्ण का कुछ 
ज्ञान रखते हैं-पूर्ण को मूर्त न कर सकने पर भी | किन्तु उनके शिष्यों को वह 
नहीं मिलता, मूत नहीं होने से पोटली बांधते हें । बाँध रहे हैं तो बांधने दो । देश में 
जिस दिन भगवान्‌ पूर्ण भवतीणे होंगे, उस दिन गठरी अपने आप खुल जाएगी | 
ये सब अपूर्णता का, कच्ची अवस्था का लक्षण है, उससे मैं विचलित नहीं होता | 
अध्यात्म-भाव देश में आना चाहिए, चाहे जिस रूप में क्यों न हो, चाहे जितने दल 
क्यों न बनें-पीछे देखा जाएगा । यह नवयुग का शैशव है या यों कहें कि भ्रूणा- 
वस्था है । अभी आभासमात्र है, आरम्भ नहीं। 

“इस योग की विशेषता यही है कि सिद्धि कुछ ऊपर न आने से भित्ति भी 
पक्की नहीं होती मेरे योग की जो साधना करते हैं, उनमें पहले अनेक पुरातन 
संस्कार थे, कुछ दूर हो गए हैं, कुछ अभी हैं। पहले (तुम लोगों में) था संन्यास 
का संस्कार, अरविन्द-मठ स्थापित करना चाहा था, अब (तुम लोगों की) बुद्धि ने 
मान लिया है कि संन्यास नहीं चाहिए, किन्तु प्राण में से अभी तक उस पुरातन की 
छाप अभी भी पूर्णतया नहीं गयी है। इसी कारण संसार में रहकर त्यागी संसारी 
होने की बात m हो । तुमने कामना-त्याग की आवश्यकता तो समझ ली है कितु 
कामना-त्याग और आनन्द-योग i गे पर्ण डो 
द लोतो रे. रो ae ह ग ही करपट 
भाव होता है-- ज्ञान की दृष्टि से उतना नहीं, जितना भक्ति की दृष्टि से, कर्म की 
दृष्टि से के ज्ञान कुछ-कुछ हुआ है कितु वहुत-कु शेष है और भावुकता का कुहासा 
नष्ट नहीं हुआ है। तुम लोग सात्विकता के घेरे को पूरी मात्रा में नहीं कह सके 
हो, अहं अब भी है। संक्षेप में कहें तो यह कि उसका विकास नहीं हुआ है । मुझे 
भी कोई उतावली नहीं है, मैं तुम लोगों को तुम्हारे स्वभाव के अनुसार विकसित 
होने दे रहा हूं ) मैं सवको एक ही सांचे में ढालना नहीं चाहता। यथार्थ वस्तु ही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


La: P 
क aa 


उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीकृति ६५ 


सव में एक होगी, नाना प्रकार से नाना रूपों में प्रस्फुटित होगी। सभी भीतर से 
बढ़ रहे हैं, गठित हो रहे हैं, मैं वाहर से गढ़ना नहीं चाहता । तुम लोगों ने मूल को 
प्राप्त कर लिया तो और सब आ जाएगा । 

“मै क्षेद-प्रतिष्ठसमाज नहीं चाहता, आत्मनिष्ठ-आत्मा के ऐवय की मूति-संघ 


~ 


चाहता हूं । इसी कल्पना को लेकर ही “देवसंघ' नाम दिया गया है 1 जो लोग देव- 
जीवन चाहते हैं, उन्हीं का संघ देवसंघ है। इस प्रकार का संघ एक स्थान में स्था- 
पित करके पीछे सारे देश में फैला देता होगा । इस प्रकार की चेष्टा में जब ‘ae’ 
की छाया पड़ती है तब संघ, दल में परिणत हो जाता हे । यह धारणा सहज में हो 
सकती है कि जो संघ अन्त में दिखाई देगा, यह वही है । शेप होगा इसी एकमात्र 
केन्द्र की परिधि । जो इसके बाहर हैं वे भीतर के लोग नहीं हैं; अथवा भीतर 
के होने पर भी ara हैं-हमारे वर्तमान भाव से उनका मेल न होने के 
कारण । 

तुम कदाचित कहोगे कि संघ की क्या आवश्यकता है? मुक्‍त होकर सव 
स्थानों में रहेंगे; सव एकाकार होकर रहें, उस विशाल एकाकार में ही जो कुछ भी 
होना हो वह हो। यह बात सत्य है किन्तु सत्य का केवल एक भाग है। हमारा 
कार्य केवल निराकार आत्मा के साथ ही नहीं है, जीवन को भी चलाना होगा 
और मूर्ति के बिता जीवन की प्रभावी गति नहीं है। अस्प जो मूतं हुआ है, वह 
नाम-रूप-ग्रहण माया की मनमौज नहीं है, रूप का नितान्त प्रयोजन से ही रूप- 
ग्रहण किया गया है । हम जगत के किसी भी कार्य को छोड़ना नहीं चाहते; राज- 
नीति, वाणिज्य, समाज, काव्य, शिल्प, कला, साहित्य इत्यादि सब कुछ रहेगा, इन 
सबको नवीन प्राण, नवीन आकार देना होगा | 

“राजनीति मैंने क्यों छोड़ी है ? क्योंकि हमारी राजनीति भारत की ard- 
विक वस्तु नहीं है, विलायती आगन्ता है-- विलायती ढंग का अनुकरण मात्र है 
अवश्य ही उसकी भी आवश्यकता थी। हमने ही विलायती ढंग की राजनीति 
चलाई है; यदि न करते तो देश उठता ही नहीं; हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता 
और हमारा पूर्ण विकास भी नहीं होता | अभी भी उसकी आवश्यकता है-- वंगाल 
में उतनी नहीं जितनी भारत के अन्य प्रदेशों में । किन्तु अब समय आ गया है जब 
छाया का विस्तार न करके वस्तु को पकड़ना होगा, भारत की सच्ची आत्मा को 
जगाकर उसी के अनुरूप सव कर्मों को करना होगा। 

“आजकल लोग राजनीति का आध्यात्मीकरण करना चाहते हैं। उसका 
हो तो--एक प्रकार का भारतीय बोलशेविज्म होगा । 


फल--यदि कोई स्थायी फल ह्‌ r eee: 
इस प्रकार के कार्य में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी जैसी प्रेरणा हे, वह 


वैसा ही करे । परन्तु यह भी यथार्थ वस्तु नहीं है। अशुद्ध रूप में आध्यात्मिक 


शक्ति ढालना, कच्चे घड़े में कारणोदधि का जल ढालने के समान होगा--या तो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६६ महायोगी श्री अरविन्द 


वह कच्ची वस्तु टूट जाएगी, जल गिरकर नष्ट हो जाएगा या आध्यात्मिक शक्ति 
लुप्त होकर वही अशुद्ध रूप ही रह जाएगा । सभी क्षेत्रों में यही बात है । आध्या- 
त्मिक प्रेरणा मैं दे सकता हूं परन्तु वह शक्ति व्यय होगी शिव मन्दिर में बन्दर की 
मूर्ति गढ़कर स्थापित करने में । यह संभव है कि वह बन्दर प्राणप्रतिष्ठा के फल- 
स्वरूप शक्तिमान होकर, भक्‍त हनुमान बनकर, जितने दिन वह शवित रहे उतने 
दिन, राम के बहुत से कार्य करे; किन्तु हम भारत-मन्दिर में हनुमान को नहीं, 
देवता, अवतार, स्वयं राम को चाहते हैं । 

“मैं सब के साथ मिल सकता हुं--किन्तु सव को सच्चे पथ पर खींच लाने के 
लिए, अ+ने आदर्श के भाव व रूप को अक्षुण्ण रखते हुए । यदि ऐसा न हो तो मैं 
पथभ्रष्ट हो जाऊंगा, वास्तविक कार्य नहीं होगा । व्यक्तिगत रूप से ada रहते 
हुए कुछ होगा अवश्य, किन्तु संघ-रूप में सर्वत्र रहते हुए उससे सौ गुना अधिक 
होगा । अभी उसका समय नहीं आया है । हड़बड़ी करने से ठीक जैसा चाहता हूं, 
वैसा नहीं होगा । सर्वप्रथम संघ का एक साधारण आरम्भिक रूप होगा; जिन 
लोगों ते आदर्श पाया है वे ऐक्यवद्ध होकर नाना स्थानों में कार्य करेगे । बाद में 
आध्यात्मिक संघ के समान रूप देकर संघबद्ध होकर सव कर्मों को आत्मा के अनु- 
रूप, युग के अनुरूप रूप देगे-कठोरतापुर्वक बंधा हुआ रूप नहीं, अचलायतन 
नहीं, स्वाधीन रूप, समुद्र के समान जो फैल सकेगा, नाना रूप ग्रहण कर, इसको 
घेर कर, उसको प्लावित करके, सब को आत्मसात करते-करते देवजाति तैयार हो 
जाएगी । यही है मेरी वर्तमान कल्पना जो अभी भी पूर्णतया विकसित नहीं हुई है । 
सब भगवान्‌ के हाथ में है, वे जो चाहें, कराएं । 

“अब तुम्हारे पत्र की कुछ विशेष-विशेष बातों की आलोचना करूंगा । अपने 
योग के विषय में तुमने जो लिखा है, उस विषय पर मैं इस qa में विशेष कुछ नहीं 
लिखना चाहता, भेंट होने पर उसकी चर्चा करने में सुविधा रहेगी । देह को शव के 
रूप में देखना संन्यास के निर्वाण-पथ का लक्षण है, इस भाव को लेकर सांसारिक 
बातें नहीं चल सकतीं । सब वस्तुओं में आनन्द चाहिए जैसा आत्मा में, वैसा ही 
देह में देह चैतन्यमय है, देह भगवान्‌ का रूप हैं। जगत में जो ao है उसमें 
भगवान्‌ का दर्शन करने से, 'सर्वमिदं ब्रह्म--वासुदेव: सर्वमिति’ यह दृष्टि प्राप्त 
करने से विश्वानंद प्राप्त होता है। शरीर में भी उसी आनन्द की मूते तरंगे उठती 
हैं। इस अवस्था में अध्यात्म भाव से पूर्ण होकर संसार, विवाह सब कुछ किया 
जा सकता है, सभी कर्मों में भगवान्‌ का आनन्दमय विकास प्राप्त होता है। मैं 
अनेक दिनों से मानसिक भूमि में मन के, इन्द्रियो के, सभी विषयों और अनुभूतियों 
को आनन्दमय कर रहा हूं । अव वह सब अतिमानसिक रूप धारण कर रहा है। 
इसी अवस्था में सच्चिदानंद का पूर्ण दर्शन और अनुभूति होती है । 

“देव संघ की वात कहते हुए तुमने लिखा है--'मैं देवता ही नहीं हूं, बहुत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T जा ॒ 


ao 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीकृति ५ ६७ 
पीट-पाटकर तेज किया हुआ लोहा हुं ।' देवता कोई नहीं है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य 
के भीतर देवता है, उसी को प्रकट करना देव-जीवन का लक्ष्य है। ऐसा सभी कर 
सकते हैं । मानता हूं कि बड़ा आधार भी होता है । तुमने अपने विषय में जो लिखा 
है, उसे मैं ठीक नहीं समझता । फिर भी आधार चाहे जैसा हो, एक बार यदि भग- 
वान्‌ का स्पर्श हो जाए, आत्मा जाग्रत हो जाए, तो फिर 'बड़ा-छोटा' इनसे कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता। अधिक वाधाएं हो सकती हैं, अधिक समय लग सकता है, 
बिकास में तारतम्य हो सकता है, इसका कुछ ठीक नहीं है। भीतर का देवता उन 
सब बाधाओं, न्यूनताओं का हिसाव नहीं रखता, उन्हें हटाकर ऊपर उठता है। 
मुझ में भी क्या कम दोष थे ? मन, चित्त, प्राण तथा देह की क्‍या कम बाघाएं 
थी? कया समय नहीं लगा ? भगवान्‌ ने क्या कम पीटा हैं ? दिन पर दिन, gga 
पर मुहूतं देवता हो रहा हूं या क्या हुआ हू, यह मैं नहीं जानता, परन्तु कुछ हुआ 
हूं या हो रहा हुं--भगवान्‌ गढ़ना चाहते हैं, बस यही यथेष्ट है । सव की यही वात 
है । हमारी शबित नहीं, भगवान्‌ की शक्ति ही इस योग की साधिका हैं। 

मैं जो कुछ अनेक दिनों से देख रहा हूं उसी की दो-एक बातें संक्षेप में कहना 
चाहता हूं । मेरी यह्‌ धारणा है कि भारत की दुर्बलता का प्रधान कारण पराधीनता 
नहीं है, दरिद्रता नहीं हैं, अध्यात्म बोध या धर्म का अभाव नहीं है, अपितु चितन- 
शक्ति का ह्लास है--ज्ञान की जन्मभूमि में अज्ञान का विस्तार है | aaa ही देखता 
हूं, विचारे करने की अक्षमता या अनिच्छा अथवा चितन-भय का रोग | मध्ययुग 
में चाहे जैसा रहा हो, परन्तु आजकल तो यह भाव घोर अवनति का लक्षण है। 
ध्ययुग था रात्रिकाल, अज्ञानी की विजय का दिन । आधुनिक जगत में अब ज्ञान 
की विजय का युग है । जो जितना अधिक चितन करता है, विश्व के सत्य को गह- 
राई में पैठकर सीख सकता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। यूरोप को 
देखो, दो बातें दिखाई देंगी--अनन्त विशाल चिन्तन का समुद्र तथा प्रकाण्ड वेग- 
वती ar giaa शक्ति की क्रीड़ा । यूरोप की समस्त शक्ति यही है; sat शक्ति 
के बल से वह जगत को ग्रसने में समर्थ है; हमारे प्राचीन तपस्वियों के समान 
जिनके प्रभाव से विश्व के देवता भी भयभीत, संदिग्ध तथा वशीभूत रहते थे । लोग 
कहते हैं कि यूरोप ध्वंस की ओर दौड़ा जा रहा है। मैं इसे ऐसा नहीं मानता । यह 
जो विप्लव है, यह जो उथल-पुथल मची हुई है--यह सब नवसुष्टि की पूर्वावस्था 
है। 
ई इसके पश्चात्‌ भारत को देखो। कुछ एकाकी क्षीमों के अतिरिक्त सर्वत्र ही 
सीधे सरल मनुष्य हैँ अर्थात्‌ सामात्य मनुष्य हैं जो विचार करना नहीं चाहते, 
विचार कर ही नहीं सकते, जिनमें fag मात शक्ति भी नहीं हैं, केवल क्षणिक उत्त- 
जना है । भारत चाहता है सरल विचार, सीधी बात, यूरोप चाहता है गंभीर विचार, 
गंभीर बात । वहां साधारण कुली-मजहूर भी विचार करता हे, सब कुछ जानना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६८ महायोगी श्री अरविन्द 


चाहता है, मोटे तौर पर जानकर भी संतुष्ट नहीं होता, गहराई में जाकर देखना 
चाहता है । प्रभेद इतना ही है कि यूरोप की शक्ति और चितन की घातक सीमा 
है। अध्यात्म-क्षेत्र में आकर उसकी चितनशक्ति काम नहीं कर पाती । वहां यूरोप 
को चारों ओर दिखाई पड़ता है गोरखधंधा, कुहासा से आवृत्त तत्त्वशास्त्र, योगजन्य 
मतिभ्रम। धुएं में आंख रगड़ कर वह कुछ भी निश्चित नहीं कर पाता | अवश्य ही 
आजकल इस सीमा के भी अतिक्रमण की चेष्टा यूरोप में कम नहीं हो रही हे । हममें 
अध्यात्मबोब है--अपने पूर्वजों के गुणों के कारण । और जिसमें यह वोध है उसके 
हाथ में ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति है, जिसकी एक फूंक से यूरोप की समस्त प्रकाण्ड 
शक्ति quad उड़ सकती है। किन्तु उस शक्ति को पाने के लिए शक्ति की आव- 
श्यकता है। परन्तु इस शक्ति के उपासक नहीं हैं, सहज के उपासक हैं, सहज में 
शक्ति नहीं होती । हमारे पूर्वजों ने विशाल विचार-समुद्र में तैरकर विशाल ज्ञान 
प्राप्त किया था, विशाल सभ्यता खड़ी की थी। मार्ग चलते-चलते उनमें अवसाद 
आ जाने, उनके थक जाने के कारण, विचार का वेग कम हो गया, साथ ही साथ 
शक्ति का वेग भी कम हो गया । हमारी सभ्यता हो गयी है अचलायतन, धर्म हो 
गया है बाह्य कट्टरता, अध्यात्मभाव हो गया है एक क्षणिक आलोक अथवा 
क्षणिक उत्तेजना की तरंग । यह अवस्था जव तक रहेगी, तब तक भारत का स्थायी 
पुनरुत्थान होना असंभव है । 

“बंगाल में ही इस दुर्वलता की चरम अवस्था दिखाई देती है । बंगाली में क्षिप्र 
बुद्धि है, भाव की सामर्थ्ये है, अन्तज्ञान है; इन सव गुणों में बह भारत में श्रेष्ठ है। 
थे सभी गुण चाहिए किन्तु ये ही यथेष्ट नहीं हैं। इनके साथ यदि चिन्तन की गंभी- 
रता, धीर शक्ति, वीरोचित साहस, दीर्घ परिश्रम की क्षमता और आनंद आकर 
मिल जाएं तो बंगाली, भारत का ही क्यों, जगत का नेता हो जाएगा | कितु बंगाली 
उसे नहीं चाहता, सहज ही काम बना लेना चाहता है, विचार किए बिना ही ज्ञान, 
परिश्रम किए बिना ही फल, सहज साधन करके ही सिद्धि प्राप्त करना चाहता है । 
उसका संबल है भाव की उत्तेजना, किन्तु ज्ञानशून्य भाव-अतिशयता ही इस रोग 
का लक्षण है, उसके वाद अवसाद, तमोभाव | एक ओर तो देश की क्रमशः अवनति 
हुई है तथा जीवनी-शक्ति का हास हुआ है। अंत में बंगाली अपने देश में किस 
दशा को पहुँचा है--खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए वस्त नहीं 
मिलता, चारों ओर हाहाकार मचा है; धन-सम्पत्ति, वाणिज्य-व्यवसाय, जगह- 
जमीन, खेती-वाड़ी तक का दूसरों के हाथों में जाना प्रारम्भ हो गया है। हमने 
शक्ति-साधना छोड़ दी है, शक्ति ने भी हमें छोड़ दिया है। प्रेम की साधना तो करते 
हैं परन्तु जहां ज्ञान और शक्ति नहीं, वहां प्रेम भी नहीं रहता, संकीर्णता, क्षुद्रता 
आ जाती है । क्षुद्र संकीर्ण मन, प्राण और हृदय में प्रेम का स्थान नहीं । भला 
प्रेम कहां है बंग देश में ? जितना झगड़ा, मनोमालिन्य, ईर्ष्या, घृणा, दलवन्दी इस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ ~~ cu ai ता क मा जछत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंवण और अस्वीकृति ee 


देश में है, भेद-क्लिष्ट भारत में अन्यत्र कहीं भी उतना नहीं है । 

“आर्य जाति के उदार वीर युग में इतना हो-हल्ला,इतना नाच-कूद नहीं था । 
जो प्रयास वे आरंभ करते, वह अनेक शताब्दियों तक स्थायी रहता था | 

“तुम कहते हो आवश्यकता है भावोन्माद की, देश को मतवाला वना देने की। 
राजनीतिक क्षेत्र में यह सव मैंने किया था । स्वदेशी के समय जो किया था सब धूल 
में मिल गया है । अध्यात्म-क्षेत्र में क्या उससे अधिक शुभ परिणाम होगा ? मैं यह 
नहीं कहता कि कोई भी फल नहीं हुआ है; जितना भी आन्दोलन होता है उसका 
कुछ फल होता ही है, परन्तु वह फल होता है अधिकांश में संभावनाओं की वृद्धि । 
स्थिर भाव से कार्यान्वित करने की यह ठीक रीति नहीं है। इसी कारण अब मैं 
भावोन्माद, भाव, मन को मतवाला बनाने को आधार नहीं बनाना चाहता । अपने 
योग की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं चाहता हूं विशाल वीर-समता, उसी समता में 
प्रतिष्ठित आधार के अन्दर सभी वृत्तियों से पूर्ण, दृढ़, अविचल शक्ति, शक्ति-समुद्र 
में ज्ञान-सूर्य की रश्मियों का विस्तार, उसी आलोकमय विस्तार में अनंत प्रेम, आनंद, 
ऐक्य का स्थिर हर्षोन्माद । लाख-लाख शिष्य मैं नहीं चाहता | एक सो क्षुद्र-अहं से 
रहित पूर्ण मनुष्य यदि भगवान्‌ के यंत्र के रूप में मुझे मिल जाएं तो यही यथेष्ट 
है । प्रचलित गुरुगीरी पर मेरा विश्वास नहीं है, मैं गुरु होना नहीं चाहता । मेरे 
स्पर्श से जग कर हो, चाहे दूसरे के स्पर्श से जगकर हो, यदि कोई अपने सुप्त देवत्व 
को प्रकट करे, भागवत जीवन प्राप्त करे, तो बस मैं यही चाहता हूं । ऐसे मनुष्य 
ही इस देश को ऊपर उठाएंगे | 

“इस व्याख्यान को पढ़कर यह मत समझना कि मैं बंगाल के भविष्य क्रे विषय 
में निराश हो गया g । लोग यह कहते हैं कि बंगाल में ही इस वार महाज्योति का 
विकास होगा, ऐसी आशा मैं भी रखता हूँ। अवश्य ही दूसरे पक्ष को भी, कहां 
दोष, त्रुटि, न्यूनता है, यह देखने की चेष्टा की है। यह सब रहने से वह ज्योति, 
महाज्योति भी नहीं होगी, स्थायी भो नहीं होगी | 

इस असाधारण लम्बे पत्र का तात्पर्य यही है कि मैं भी पोटली ही बांध रहा 
हूं । परन्तु मेरा विश्वास है कि यह पोटली सेंट पीटर की चादर के समान है । अनंत 
के जितने भी शिकार हैं, सव इसमें किल-विल कर रहे हैं। अभी मैं पोटली नहीं 
खोलूंगा, असमय खोलने से शिकार भाग सकते हैं । देश में भी अभी नहीं जाऊंगा, 
इसलिए नहीं कि देश तैयार नहीं हुआ हैं, अपितु इसलिए कि मैं तैयार नहीं हुआ 
हूं । कच्चा, Heal के बीच जाकर कया काम कर सकता है? aft’ 


श्री अरविन्द का यह्‌ पत्र अत्यन्त गंभीर, अत्यन्त प्रभावी तथा आज भी कितना 


बोधप्रद एवं उपयोगी है, यह सहज ही देखा जा सकता है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७० महायोगी श्री अरविन्द 


क्रांतिकारियों की भेंट 


श्री अरविन्द & मिलने के लिए श्री वारीन्द्र १९२० में ही पांडीचेरी गए भी । 
अन्य अनेक क्रान्तिकारी भी उनसे मिलने आए थे जैसे श्री उल्लासकर दत्त > 
anama चटर्जी इत्यादि । श्री अमरेन्द्रनाथ चटर्जी उत्तरपाड़ा के निवासी थे 
a श्री अरविन्द द्वारा क्रांतिकारी कार्य में दीक्षित हो चुके थे । वे अपने श्रद्धेय से 
मिलने के लिए साधुवेश धारण करके अत्यन्त नाटकीय ढंग से पांडीचेरी पहुंचे थे । 
जटाजूटधारी, चिमटा और दण्ड से शोभायमान 'स्वामी केवलानन्द' ने कुछ पंजाबी 
साधुओं के साथ पांडीचेरी पहुंचकर श्री अरविन्द का द्वार खटखटाया ग्रौर द्वार 
खोलने वाले को धीरे से अपना परिचय दिया। श्री मोतीलाल राय उन दिनों वहीं 
थे, वे तत्काल दोड़े आए और श्री अमरेनद्र ने क्रांतिकारी जीवन में जो छद्मनाम 
'गैब्रियल' श्री अरविन्द से पाया था, उसी को बताते हुए श्री मोतीलाल राय ने श्री 
अरविन्द के कक्ष के द्वार कों खटखटाया और कहा : “गैब्रियल आया है।” और 
श्री अरविन्द ने द्वार खोलकर साश्चर्य कहा --' है भगवान्‌ ! ” पंजाबी साधुओं को 
किसी धर्मशाला में ठहरा दिया गया और बाद में वे विदा भी हो गए। 'स्वामी 
केवलानन्द' श्रव केवल श्री अमरेन्द्रनाथ चटर्जी थे--वे अमरेन्द्रनाथ जो बंगाल के 
प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे और जिनको बन्दी बनाने के लिए अंग्रेज़ सरकार दिन- 
रात प्रयत्न कर रही थी । श्री भ्रमरेन्द्र कुछ दिनों वहीं रहे ओर जब श्री अरविन्द 
ने श्री अमरेन्द्र को क्रांतिकारी गतिविधियां त्याने की सलाह दी तो उतका आदेश 
मानकर श्री अमरेन्द्र नाथ वापस लौटे और कलकत्ते में एक दुकान चलाने लगे | 


भारत स्वतंत्र होने की गारंटी 


भशन उठ सकता है कि श्री अरविन्द ने श्री अमरेन्द्र नाथ चटर्जी को क्रांति- 
कारी पथ से विलग होने की सलाह क्यों दी ? इसी प्रकार गुजरात के क्रांतिकारी 
श्री ए० बी० पुराणी को भी उन्होंने क्रांतिकारी पथ छोड़ने की सलाह दी थी। 
इसका कारण वही है जो 'वन्देमातरम्‌' के अपने सहयोगी श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती 
को उन्होने बताया था कि स्वयं भगवान ने भारत की स्वतन्त्रता का दायित्व अपने 
ऊपर ले लिया है और अब आवश्यकता यह है कि स्वाधीन भारत के लिए निश्चित 
उद्देश्य और कार्यक्रम बनाने के निमित्त कार्य किया जाए। श्री ए० बी० पुराणी ने 
इस विषय पर बहुत सुन्दर ढंग से प्रकाश डाला है। श्री पुराणी उनसे दिसम्बर 
१ Ge ८ में अपने क्रांतिकारी दल की गतिविधियों के सम्बन्ध में सलाह लेते गए थे 
क्योंकि यह वृक्ष श्री अरविन्द दवारा बड़ौदा में बोए गए बीज का ही १० वर्षों में 
विकसित परिणाम था। किन्तु श्री अर ते उनसे साधना-सम्बन्धी प्रश्‍न किए | 
श्री पुराणी ने,कहॉ--”सोधना तो ठीक है. किन्तु जबं तक भारत स्वतन्त्र न हो 

न eas 


te pore f 
* CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SE 


ee का प<-3 पाप यापयय प पद E E E: = 
Cee = a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीकृति ७१ 


जाए, तव तक उस पर चित्त एकाग्र करना कठिन है।” श्री अरविन्द ने कहा-- 
“संभवत: भारत को स्वतन्त्र करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधि की आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी ।” तब श्री पुराणी ने पूछा था --“किन्तु बिना उसके भारत से ब्रिटिश 
सरकार जाएगी ही कँसे ?” श्री अरविन्द ने इस प्रश्न को यह कह कर टाल दिया 
कि यह दूसरी वात है और फिर कहा--“किन्तु यदि क्रांतिकारी गतिविधि के बिना 
स्वतन्त्र हो, सकता है तो तुम उसकी योजना क्यों करो ? यह अधिक अच्छा होगा 
कि योग पर एकाग्र हो जाओ ।” तब श्री पुराणी ने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तर्क 
प्रस्तुत करते हुए कहा था--“किन्तु भारत एक ऐसा देश है जिसके रक्त में साधना 
का गुण है। जव भारत स्वतन्त्र हो जाएगा तो निश्चित ही सहल्नों योग में प्रवृत्त 
हो जाएंगे । किन्तु वर्तमान विश्व में दासों से सत्य या आध्यात्मिकता का उपदेश 
कौत सुनेगा ?” यह एक महत्वपूर्ण वात थी जिसका श्री अरविन्द ने अत्यन्त शांति 
से उत्तर दिया - “area ने पहले से ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति का निश्चय कर लिया है 
और इस क्रारण श्रवश्य ही उस लक्ष्य के लिए काम करने वाले नेता और व्यक्ति 
मिल जाएंगे। किन्तु योग के लिए सव का आह्वान नहीं किया जाता | अतः, जव 
तुम्हें योग के लिए आह्वान मिला है, तो क्या यह अधिक अच्छा नहीं है कि तुम 
उसपर एकाग्र हो जाओ? यदि तुम क्रांतिकारी ग्रान्दोलन चलाना चाहो तो उसके 
लिए स्वतंत्र हो, किन्तु मैं इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे सकता | ह, 

इस पर श्री पुराणी ने उनसे पूछा था कि उन्होंने ही जिस क्रांतिकारी कार्य 
की प्रेरणा दी थी, उसी को सहमति देने में क्यों आपत्ति कर रहे हैं? श्री अरविन्द 
ने तव जो कुछ कहा वह क्रांतिकारी आन्दोलन में उनके अनुभव का सार था। 
उनके शब्द थे --“क्योकि मैंने यह कार्य किया है और मैं इसकी कठिनाइयां जानता 
हूं । आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए आदर्शवाद और उत्साह से प्रेरित युवक 
बढ़ते हैं। किन्तु ये तत्त्व अधिक समय तक नहीं टिकते | अनुशासन को मानना और 
उसे बनाए रखना कठिन हो जाता है। संगठन में छोटे-छोटे गुट बनने लगते हैं, इन 
गुटों में और व्यक्तियों मं विद्वेष बढ़ने लगता है। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्दा होती 
है। सरकार के एजेंट प्रायः इन संगठनों में प्रारम्भ से ही प्रवेश पाने की जोड़-तोड़ 
कर लेते हैं। ओर इस कारण ये संगठन प्रभावी रूप में कार्य कर पाते में असमर्थ 
होते हैं। कभी-कभी वे इतने नीचे गिर जाते हैं, कि धन को लेकर झगडने लगत 
हैं।” किन्तु श्री पुराणी को मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए सच्ची तड़प थी और 
उन्होंने इसे प्रकट करते हुए कहा कि पिछले ढाई वर्षों से उन्हें इसी चिन्ता के 
कारण ठीक से नींद भी नहीं आ सकी है, तब साधना का ता प्रश्‍न ही क्या ? श्री 
अरविन्द ने दो-तीन मिनट तक शांत रहने के पश्चात्‌ गंभीरतासे कहा-- मान लो 
कि तुम्हें यह विश्वास दिला दिया. * श्री पुराणी 


Do Collection, i 
SS: Ft Doo 


a4 te a 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७२ महायोगी श्री अरविन्द 


तक मौन रहकर उन्हें गंभीरता से देखकर कहा--“'मान लो, मैं तुम्हें यह आश्वासन 
दूं तो ?” श्री पुराणी ने कहा कि तव वे मान लेंगे और तब श्री अरविन्द ने स्पष्ट 
और गंभीर वाणी से कहा थ--“तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि भारत स्वतंत्र 
हो जाएगा ।” उस समय तो श्री पुराणी का समाधान हो गया किन्तु कुछ समय 
और चर्चा करने के उपरान्त विदा लेते समय उन्होंने श्री अरविन्द से फिर पूछा -- 
“क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भारत स्वतःत हो जाएगा ? ” यह एक प्रकार से 
गारंटी की मांग थी और श्री अरविन्द ने मेज़ पर मुट्री बांधकर पूर्ण निश्चय की 
मुद्रा मे, जिसमें अविचलता थी ही नहीं, कहा--“हां, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हु | 
कि यह इतता ही निश्चित है जैसे कल का सूर्योदय । निर्णय किया जा चुका है, इसे 
कार्यान्वित होने में अधिक समय नहीं लगेगा ।” 

श्री पुराणी पूर्णतया आश्वस्त हो गए थे। ईश्वर से प्रत्यक्ष सम्बद्ध महायोगी 
ही ऐसी गारंटी दे सकता है। 


डा० मुंजे और डा० हेडगेवार के प्रयत्न 


श्री अरविन्द को राजनीति में वापस लाने के लिए लोकमान्य तिलक आदि के 
विफल प्रयत्नों के उपरान्त भी डा० वी० एस० मुंजे और डाक्टर केशव बलीराम 
हेडगेवार के प्रयत्तों का भी उल्लेख आवश्यक है। श्री मुंजे कांग्रेस के एक प्रभावी 
राष्ट्रवादी नेता थे, श्री अरविन्द, तिलक, मुंजे आदि एक साथ काम कर चुके 
थे | डा० मुंजे के एक सहयोगी थे डाक्टर केशव बली राम हेडगेवार जो एक महात 
प्रतिभाशाली ओर अलौकिक गंभीरता वाले नेता थे। वे कांग्रेस और क्रान्तिकारी 
गतिविधियों से तो सम्बद्ध रहे ही थे,बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक विशाल 
हिन्दू संगठन के Taia भी बने | डा० मुंजे का प्रयत्नाथा कि श्रो अरविन्द पुनःराष्ट्र- 
वादी नेतृत्व ग्रहण करें और नागपुर कांग्रेस की अध्यक्षता करे | किन्तु श्री अरविन्द 
ने स्वीकार नहीं किया। डा० मुंजे को अगस्त १९२० में लिख गए एक पत्र में उन्होंने 
अपनी अस्वीकृति इस प्रकार दी थी -- 

'जसा मैंने आपको तार द्वारा पहले ही सूचित कर दिया है, मैं नागपुर कांग्रेस 
की अध्यक्षता के आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं । 
स्वयं राजनीतिक क्षेत्र में ही ऐसे कारण हैं जो हर दशा में मेरे मार्ग के बाधक होंगे। 
SATTA कांग्रेस के सिद्धान्त में व्यक्तिगत विश्वास की घोषणा के लिए न तो कभी 
मैंने हस्ताक्षर किए हैं और न कभी करूंगा, क्योंकि मेरा अपना सिद्धान्त उससे 
भिन्न प्रकार का है। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत त्यागने के समय से ऐसे 
दृष्टिकोण और विचारों का मैंने विकास किया है जो उस समय के मेरे दृष्टिकोण 
श्रौर विचारों को अपेक्षा बहुत भिन्न हो गए हैं और चूंकि वे वर्तमान वास्तविकः 
ताओं से दूर के हैं और राजनीतिक कार्य की वर्तमान धारा का अनुसरण नहीं क रते, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीकृति 2 


ET 


अतः कांग्रेस से क्या कहना है, इस विषय में मैं स्वयं को बड़ी कठिनाई में पाऊंगा । 
भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्देश्य से जो कुछ किया जा रहा है उसके प्रति मेरी 
पूर्ण सहानुभूति है किन्तु मैं किसी भी दल के कार्यक्रम से एकरूप होने में असमर्थ 
हुं । कांग्रेस का अध्यक्ष तो कांग्रेस का प्रवक्ता होने के लिए बाध्य है और अध्यक्ष 
पद से एक तितान्त वैयक्तिक घोषणा करना जो कांग्रेस के चिन्तन व कार्य से मीलों 
दूर की हो, अत्यन्त भद्दा व अनुपयुक्त होगा । न केवल इतना ही, अपितु आजकल 
तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस की वर्ष विशेष में नीति तथा आने 
वाले अन्य आकस्मिक प्रसंगों की दृष्टि से अध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता हैजिसे-- 
मेरी वैधानिक आपत्ति और संभवतः किसी प्रकार के पदीय कर्तव्यों को पूरा करने 
याकिसी प्रकार की कार्यसंलग्नता को स्वीकार करने की असमर्थता के अतिरिक्त-- 
मैं पूर्ण करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि अपने निर्धारित कार्यक्रम को अकस्मात दूर 
फेंक देना और तत्काल ब्रिटिश भारत में जा बसना मेरे लिए असंभव है। हर दशा 
में ये कारण तो मुझे श्रापका प्रस्ताव स्वीकार करने में वाधक रहेंगे ही | 

“प्रमुख सत्य यह है कि अव मैं पहले और सर्वप्रथम राजनीतिज्ञ नहीं रह गया 
हूं अपितु मैंने आध्यात्मिक आधार पर अन्य प्रकार का ही एक कार्य प्रारम्भ कर 
दिया है--आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आथिक पुनर्रचना का प्रायः 
क्रांतिकारी प्रकार का एक कार्य | और एक प्रकार का व्यावहारिक या प्रयोग- 
शालागत प्रयोग का संचालन इस रूप में कर रहा हूं कि उसमें मेरे सम्पूर्ण ध्यात 
और शक्ति की आवश्यकता है। प्रचलित प्रकार के राजनीतिक कार्य को और इसे 
प्रारम्भ में सम्मिलित चला पाता मेरे लिए असंभव है । मुझे वस्तुत: इसे त्याग ही 
देना पडेगा और यह मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसे मैने शेष जीवन के लक्ष्य के 
रूप में अपना लिया है। आपके आह्वान का उत्तर देने में मेरी असमर्थता का यही 
सच्चा कारण है। 

“मैं कह सकता हूं कि कुछ भी हो, आपने तिलक के स्थान पर अपने प्रमुख के 


रूप में स्थान लेने के लिए मुझ से कहकर एक गलत चुनाव किया है। उस स्थान 


को लेने के लिए भारत के जीवित व्यक्तियों में से--या कम से कम जो व्यक्ति 
ज्ञात हैं उनमें से--कोई भी समर्थ नहीं है, मैं तो सब से कम । मैं पूर्ण आदशंवादी 
हूं और तभी उपयोगी हो सकता हूँ जब कोई उग्र कार्य करना हो, कोई मूलभूत 
या क्रांतिकारी मोड़ लेना हो (मेरा तात्पर्यं हिसा द्वारा क्रांतिकारी नहीं है), कोई 
ऐसा आन्दोलन जिसको प्रेरित व संगठित करने के लिए आदर्श उद्देश्य ओर प्रत्यक्ष 
विधि हो । निस्सन्देह तिलक की “दायित्वपूणे सहयोग' की नीति, जिसमें जब आव- 
श्यक हो तभी आन्दोलन और प्रतिरोध होता था --ओर वह वर्तमान परिस्थितियों 
में बहुधा होगा--, निष्क्रिय प्रतिरोध के असहयोग के रूप का एकमात्र विकल्प 
है । किन्तु इसको प्रभावी बनाने के लिए प्रमुख के नाते ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
७४ महायोगी श्री अरविन्द 


है जिसमें उनके लचीलेपन, चतुराई तथा दुढ़ता का समुच्चय हो । मुझमैलचीलापन 
और चतुराई नहीं है--कम से कम जिस प्रकार की आवश्यकता है--और केवल 
दृढ़ता दिखा सकता हूं, यदि मैं नीति को स्वीकार कर a, जो मैं व्यवहारतः करूंगा 
ही नहीं, जैसे कुछ अपने कारणों से नयी कौंसिलों में प्रवेश करने को मुझे कोई भी 
प्रवृत्त नहीं कर सकता | दूसरी ओर, पंजाब के कुछ अधिकारियों को दंडित कराने 
या मृत और समाप्त तुर्की साम्राज्य को पुनः लाने मात्र के लिए असहयोग के विशाल 
आन्दोलन से तो मेरे समानुपात-सम्बन्धी ज्ञान और सहजज्ञान दोनों को ही धक्का 
लगता है। मैं तो इसे (सरकार को परेशान' करने के एक साधन के रूप में और 
तात्कालिक परेशानियों को इसलिए पकड़ने के रूप में समझ सकता हूं कि मिस्र व | 
आयरलंण्ड के सदृश स्वशासन के लिए एक प्रचण्ड संघर्ष छेड़ा जाए। फिर भी, | 
यह तो कांग्रेस के सिद्धान्त, कार्य, संगठन और नीति के ऐसे पूर्ण परिवर्तन को 

सम्मिलित करने वाले कार्यक्रम से ही हो सकता है--जिससे कांग्रेस राष्ट्रीय 

पुनरंचना का, न कि केवल राजनीतिक आन्दोलन का केन्द्र बने--कि मैं राज- 

नीतिक क्षेत्र में (यदि वह अन्य कारण न हो जो मैंने कहा है) प्रवेश करता, किन्तु 

दुर्भाग्य से कांग्रेस की पिछली विधियों से निमित राजनीतिक मन और स्वभावों 

से यह इस समय व्यवहार्य नहीं है । मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि इन विचारों | 
को रखते हुए मेरे लिए ब्रीच में पड़ना संभव नहीं है और अध्यक्ष-पद पर जाना तो 


बिलकुल ही नहीं । 

“मेरी सम्मति में तो कांग्रेस की सफलता किसी एक ब्यक्ति की, और ऐसे 
` व्यक्ति की, जो बहुत समय से अज्ञातवासी है, उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। जिन 
मित्रों ने मुझे निमंत्रित किया है, वे यह सोचने में त्रुटि पर हैं कि नागपुर कांग्रेस 
मेरे बिना प्रेरणाहीन रहेगी । अवश्य ही राष्ट्रीय आन्दोलन अब इतना सशक्त है 
कि अपने ही विचार द्वारा प्रेरित हो सकता है, विशेषतः वर्तमान जैसे महत्त्वपूर्ण 
समय पर । मुझे निराश करने पर खेद है; किन्तु बाध्य करने वाले कारण मैंने बता 
दिए हैं और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे परिहाय है ।” 

फिर भी, अक्तूबर, १६२० में डा० मुंजे और उनके साथ ही Sto केशव बली- 
राम हेडगेवार ने पांडीचेरी की यात्रा कर श्री अरविन्द को सहमत करने का प्रयत्न 
किया। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए गांधी जी द्वारा रखे गए अहिसात्मक असहयोग के 
कार्यक्रम को स्वीकार करने से कांग्रेस को बचाने के लिए श्री अरविन्द जैसे प्रभावी 
एवं उग्र नेतृत्व की आवश्यकता थी, किन्तु श्री अरविन्द अपनी बातपर दृढ़ बने रहे । 
निस्सन्देह देश को उनकी राजनीतिक अनुपस्थिति से अपरिमित हानि पहुची, किन्तु 
क्या उनकी आध्यात्मिक साधना ने देश को अपरिमित लाभ नहीं पहुंचाया? यह 
लाभ-हानि का ऐसा प्रश्‍न है जिसका यथार्थ उत्तर इतिहासविद्‌ आज नहीं दे 
सकते । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निमंत्रण और अस्वीकृति BY 


सान्ध्य वार्ताएं 
१६२३ से १६२६ के मध्य श्री अरविन्द द्वारा सायंकाल के समय मुख्यतया 
शिष्यों एवं कुछ आगन्तुकों से जो वातचीत समय-समय पर तथा विविध विषयों 
पर की गई, उसका एक सुन्दर विवरण श्री पुराणी ने ईवनिग टाक्स' के प्रथम व 
द्वितीय खण्डों में प्रकाशित कर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। इन वार्ताओं 
की चर्चा आगामी पृष्ठों में की जाएगी । किन्तु उनसे पूर्व श्री अरविन्द की उस f 
विशिष्ट सिद्धि की चर्चा आवश्यक है जिसके कारण श्री अरविन्द-आश्रम में सिद्धि- 
दिवस एक नया पर्वे बन गया I 


ss 20754 TS 


जन eS SS SS SS च्या. न्‍+5+ 
—_ 


* f CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८. सिद्धि-दिवस 


साधना का विकास 


श्री अरविन्द ने अपने बड़ौदा-जीवन में ही साधना का प्रारंभ कर दिया था, 
यह सुप्रसिद्ध है। उनकी राजनीति भी आध्यात्मिक साधना का एक अंग थी, वह | 
राष्ट्रात्मा से एकता की अनुभूति का परिणाम थी । गीता और उपनिषदों के गंभीर 
प्रभाव ने तथा प्राणायाम की साधना के साथ-साथ सुव्यवस्थित ब्रह्मचर्य-साधना ने | 
उन्हें उच्चतर साधना के योग्य बनाया और 'वासुदेवः सर्वमिति’ (यह सब कुछ | 
भगवान ही है) की अनुभूति उन्होंने अलीपुर जेल में कर ली थी । अतिमानस के | 
विषय में तथा अन्य गंभीर एवं ऊंचे कठिन आध्यात्मिक विषयों पर उन्हें अलौकिक | 
सहायता स्वामी विवेकानन्द आदि की दिव्य चेतनाओं से मिली थी, यह उन्होंने | 
स्वयं स्वीकारा है। 
साथ ही यह कहना भी आवश्यक है कि उनका अपना व्यक्तित्व, संभवतः | 
पूर्वजन्मों के कर्मों के परिणामस्वरूप ही, उच्चतर साधना के लिए पहले से ही | 
अधिक उपयुक्त था क्योंकि उन्होंने साधना को विधिवत प्रारंभ करने से पूर्व भी 
कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त किए थे। उन्हींके शब्दों में-“-` हां, जिस वर्ष 
इंग्लैंड से मैंने प्रस्थान किया उस वर्ष कुछ अनुभूति अवश्य हुई थी, यद्यपि तब तक | 
मैंने योग आरंभ नहीं किया था, न उसके विषय में कुछ जानता ही था ।” इसके | 
बाद की महत्त्वपूर्ण घटना अपोलो बन्दरगाह पर उतरते ही (फरवरी १८६३) | 
अपने चारों ओर व अन्दर विशाल शान्ति छा जाने की तथा आगे के कुछ मास | 
तक बने रहने की है | पुनः १६०१ में अपनी घोड़ागाड़ी की दुर्घटना को बचाने के | 
लिए उनके द्वारा संकल्पशक्ति का प्रयोग तथा ज्योतिर्मय पुरुष उनके अन्दर से | 
' प्रकट होने आदि की चमत्कारी घटना ही 'दी गाडहेंड' कविता का बीज बन गई | 
थी । बाद में तो तख्त-ए-सुलेमान अर्थात्‌ श्रीनगर स्थित शंकराचायं-पर्वत 
| 


पर अनन्त शून्य को सर्वत्र व्याप्त करते हुए देखने की उनकी अनुभूति और भी 
अधिक प्रभावी हुई, जिसकी छाप उनकी ‘ada’ तथा 'दि हिलटाप टेम्पल' शीर्षक 
कविताओं में देखी जा सकती है । इसके पश्चात्‌ नर्मदा नदी के तट पर एक काली 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सद्धि-दिवस ७७ 


मन्दिर में सहसा भगवती का दर्शन होने अर्थात्‌ देवी की मूरति मात्र देखने के स्थान 
पर साक्षात्‌ शक्ति को सजीव रूप में देखने का अनुभव भी उन्हें गंभीरता से प्रभा- 
बित कर गया था । उससे पहले वे मूतिपूजा आदि को महत्त्व नहीं देते थे, किन्तु 
कब उनका मनोभाव विभिन्न प्रकार का हो गया | इसी घटना से पहली वार उन्हें 
ईश्वर की 'उपस्थिति' में दृढ़ विशवास हुआ था | 

स्वामी ब्रह्मानन्द के एक इंजीनियर शिष्य श्री देवधर से प्राणायाम सीखने के 
परिणामस्वरूप सुदृढ़ स्वास्थ्य, असीमित जीवनशक्ति तथा कुछ सूक्ष्म अनुभवों ने j 
उन्हें योगसाधना की ओर विशेष ape किया था । कालान्तर में सूरत कांग्रेस | 
के अवसर पर महाराष्ट्रीय योगी श्री लेले से बड़ौदा में उन्होंने जो कुछ पाया उसने 
उन्हें एक अद्भुत दिशा में आगे बढ़ा दिया, जिसका स्वयं श्री लेले को भी अनु- 
मान नहीं था । 

श्री अरविन्द ने अनेक वार इस प्रसंग पर कुछ कहा या लिखा था, यथा-- 
“मेरे अन्तर्जीवन को सबसे पहले एक निश्चित दिशा में मोड़ने का श्रेय एक ऐसे 
व्यक्ति को है जो बुद्धि, शिक्षा एवं क्षमता में मुझसे अनन्त रूप में हीन कक्षा के थे, 
और आध्यात्मिक दृष्टि से किसी प्रकार पूर्णं या सर्वश्रेष्ठ नहीं थे । परन्तु जव मैंने 
देखा कि उनके पीछे एक शक्ति विद्यमान है और मैंने सहायता के लिए उनकी भोर 
मुड़ने का निश्चय किया तब मैंने पूर्ण रूप से अपने को उनके हाथों में सौंप दिया 
तथा यांत्रिक निष्क्रियता के साथ उनके मार्गदर्शन का अनुसरण किया ।***फल- 
स्वरूप मेरे अन्दर-अन्दर एक के बाद. एक मौलिक ढंग के रूपान्तरकारी परिवर्तन 
| , होने लगे कि उन्हें समझना उनकी सामर्थ्यं से बाहर हो गया और उन्होंने विवश 
| होकर मुझसे कहा कि आगे के लिए मैं, वैसे ही पूर्ण समर्पण के साथ, जैसा मान- 3 
| वीय माध्यम के प्रति प्रदाशत किया है, अपने-आपको अपने अन्तःस्थ गुरु के प्रति ; 
| समपित कर दूं ।” श्री अरविन्द ने इसी बात को अन्यत्र आगे बताते हुए कहा था--- 

“यह एक ऐसा सिद्धान्त या एक ऐसी बीजभूत शक्ति थी जिसे मैंने अडिग रूप से | 

| तथा अधिकाधिक निष्ठा के साथ पकड़े रखा जब तक कि यह मुझे एक ऐसे अपरि- |. 
| मेय यौगिक विकास के चक्रों में से गुजारती हुई, जो किसी एक ही विधि-विधान या i 
| पद्धति या मत-मतान्तर या शास्त्र-परम्परा से वंधा हुआ नहीं था, वहां तक नहीं ले l 
आई जहां और जो कुछ भी मैं आज हूं और साथ ही उसकी ओर भी नहीं ले गई 
जो अभी आगे मैं बनूंगा ।” वर्ष १९३२ की इन उक्तियों में बड़ा सार है। 

श्री अरविन्द की अपनी साधना में समपंण, एकाग्रता और पवित्रता का महत्त्व- 
पूर्ण योगदान रहा | स्वयं भगवान ही उनके गुरु थे और उनके लिए सम्पूर्ण जीवन 
ही योग था। वे योगेश्वर श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे और योग की साधना करते- 
करते वे स्वयं महायोगी बन गए--योग के एक नए आचार्य, एक नए पथ के 


उद्घाटक, एक नयी पद्धति के प्रव्तृक | कितु इस योग-साधना का व्यवस्थित रूप्‌ 


डळ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ळय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


es महायोगी श्री अरविन्द 


चन्द्रनगर व पांडीचेरी में ही सामने आया । उन्होंने हिंदू धर्म के महान सत्यों का 
साक्षात्कार कर लिया था और अलीपुर जेल के अनुभव के उपरान्त वे एक उच्च- 
स्तरीय आध्यात्मिक पुरुष तो हो ही गए थे। वे चाहते तो उसी पर संतोष कर सकते 
थे कितु उनके जीवन में 'आगे बढ़ो' का जो सिद्धान्त काम करता रहा उसीने उन्हें 
जैसे एक के बाद दूसरे नए विकास-पथ पर बढ़ाया था, वैसे ही साधना के क्षेत्र में 
भी बढ़ाया । 


साधना का नया उद्देश्य 


जिस योग-साधना को उन्होने राष्ट्रीय स्वातंल्य-सं ग्राम के लिए विशिष्ट शक्ति 
प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था, उसी योग-साधना ने उन्हें राष्ट्रीय 
स्वातंत्य-संग्राम में सफलता का ईश्वरीय आश्वासन दिलाकर एक विशालतर 
स्वातंल्य-संग्राम की ओर प्रेरित कर दिया । यह संग्राम था मानव का स्वातंव्य- 
संग्राम, मन से ऊपर उठकर विज्ञान-चेतना के स्तर तक पहुंचने का संघर्ष, अपनी 
प्रकृति को जीतकर उच्चतर जीवन, दिव्य जीवन, भागवत जीवन में जीने वाले i 
देव-संघ को पृथ्वी पर उपस्थित करने अर्थात्‌ पृथ्वी पर स्वर्ग को साकार करने का | 
संघर्ष अर्थात्‌ मानव को अतिमानव में विकसित करने की साधना के लिए आत्म- | 
यज्ञ का आयोजन । और श्री अरविन्द ने ईश्वरीय आदेश के अनुसार विज्ञान अर्थात्‌ | 
अतिमानस कोपृथ्वी पर लाने के लिए जो कुछ किया, वह॒ एक महान प्रयास है,एक | 
महान आध्यात्मिक युग का शिलान्यास है, एक महान भवन की नींव डालना है। 


श्री अरविन्द की दिव्य साधना | 


इसके पहले उन्हें कोई विशेष कठिनाइयां नहीं आई थीं क्योंकि उसमें वह 
करता था जो पहले किया जा चुका था और जिसका शास्त्रों में खुला वर्णन 
मिलता है । कितु ग्रब जो करना था वह एक ऐसा कार्य था जिसका स्पष्ट वर्णन 
शास्त्रों में नहीं है, जिसे पहले के महापुरुषों ने किया ही हो, इसका कोई स्पष्ट - | 
उल्लेख या प्रमाण नहीं मिलता । श्री अरविन्द के शब्दों में ही कहें तो “एक मात्र | 
सच्ची कठिनाई, जिसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में उन्हें दशाब्दियों तक आध्या- 
त्मिक पुरुषार्थ करना पड़ा, ag थी--आध्यात्मिक ज्ञान को इस जगत तथा ऊपरी 
मानस-दक्षेत्र एवं वाह्मजीवन पर सर्वागीण रूप से प्रयुक्त करना और जीवन को 
प्रकृति के उच्चतर स्तरों तथा साधारण मानसिक, प्राणिक एवं भौतिक स्तरों पर, 
नीचे अवचेतना एवं मूल निश्चेतना-पर्यत,रूपान्तरित करना और साथ ही ऊपर के 
उस परम सत्य-चेतना या अतिमानस के स्तर पर्यन्त भी इसका रूपान्तर करना 


जिसमें पहुंचने पर ही सक्रिय रूपान्तर पूर्ण रूप से अपनी सर्वांगीण एवं चरमावस्था 
को प्राप्त कर सकता है।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिद्धि-दिवस र 


श्री अरविन्द अपनी साधना में वैज्ञानिक पद्धति से एक-एक अतुभव को परखते 
हुए आगे बढे थे। उन्होंने देखा था कि उनमें से कौन से-अनु भव ऊर्ध्व चेतना के हैं और 
कौन से अधः चेतना के । उन्होंने देखा था और पहचाना था कि प्रत्येक अनुभव 
कितना ठीक स्वीकार किया जा सकता है और पूर्ण की योजना में उसका स्थान 
कहां पर है। उन्हें अनुभूतियों को, विचारों को, अन्य पढ़े-देखे-सुने सवको सुसम्बद्ध 
| करने का मार्ग अपनाया था । उन्होंने विश्लेषण और संश्लषण की दोहरी प्रक्रिया 
| ईमानदारी से अपनाई थी । उनके लिए सभी अनुभव ग्राह्य थे, सभी विचार मुल्य- j 
| वान थे--पूर्ण की योजना में प्रत्येक अपूर्ण का अपना महत्त्व है किन्तु उस महत्त्व l 
| को पहचानना, परखना, यह सरल नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह विशाल वैज्ञा- 
निक ढंग का कार्य उनसे पहले भी बहुतों ने किया होगा किन्तु श्री अरविन्द ने 
जितने सुव्यवस्थित ढंग से यह सव लिखित रूप में या अपनी वाणी के रूप में (और 
शिष्यों के माध्यम से लिखित रूप में) विश्व को दिया, वह आश्चर्यजनक है । 
|| उनकी लोकयात्रा में चेतना की यात्रा का यह ऊपरी तल पर न दीख पड़ने वाला 
| पक्ष ही aad अधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि यहां आन्तरिक ज्ञान और अनुभूति 
के द्वारा विश्व-भर के आंतरिक ज्ञान और अनुभूति को परखने की महती प्रयोग- 
i शाला पूरे चालीस वर्ष तक सक्रिय रही । 
| श्री अरविन्द ने जिस 'रूपान्तर' को अपना ध्येय बनाया था वह न तो तांत्रिक 
| सिद्धियों और न सिद्धो के चिन्मय शरीर जैसा ध्येय था । उनके अपने शब्दों में-- 
“छूपान्तर” शब्द मैं विशेष अर्थ में प्रयुक्त करता हूं । वह अर्थ है चेतना का आमूल- 
| चूल, पूर्ण और एक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन जिसकी कल्पना इस प्रयोजन के 
| लिए की गई है क्रि वह जीव के आध्यात्मिक विकास में एक दृढ़ तथा निश्चित ; 
i कदम बढ़ाने वाला होगा । प्राणमय और अन्तमय-प्राणमय जगत में पहली बार 
मनोमय जीव'के प्रकट होने पर जो विकास हुआ था,उसकी अपेक्षा यह आध्यात्मिक 
j विकास अधिक महान एवं उच्च कोटि का होगा और इसका क्षेत्र एवं पूर्णत्व 
| अधिक विशाल होंगे ।” उन्होंने आगे लिखा था -- “यदि इस विकास से कम कोई 
| चीज़ घटित हो या कम से कम इसके आधार पर एक वास्तविक श्रारम्भ न हो, 
इस परिपूर्णता की ओर कोई आधारभूत प्रगति न हो तो मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं 
am” 
श्री अरविन्द आध्यात्मिक रूपान्तर' चाहते थे, मोक्ष या निर्वाण नहीं । उनके 
योग का यही विशिष्ट लक्ष्य अन्य योगों से उसकी अधिकता सिद्ध करता है। आत्मा 
की मोक्ष ही अन्य सब योगियों का लक्ष्य रहा हैं, सब योग पद्धतियों का उद्दश्य 
भी । किन्तु महायोगी श्री अरविऱद ने इस लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया था, 7 मोक्ष तो 
हो ही सकता है किन्तु उससे सम्पूर्ण सृष्टि को कणा लाभ होगा? seit लिखा 


था- _“---रूपास्तर जिस प्रकार इस योग का प्रधान लक्ष्य हैं उसी प्रकार वह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5९ महायोगी श्री अरविन्द 


दूसरे मार्गों का नहीं है--वे तो केवल उतने ही पवित्रीकरण एवं परिवर्तन की मांग 
करते हैं जितना मुक्ति तथा पारलौकिक जीवन प्राप्त करते के लिए सहायक हो ।” 
किन्तु श्री अरविन्द के रूपान्तर का अर्थ है “नीचे अवचेतना पर्यन्त, सत्ता के प्रत्येक 
अंग में, क्रियाशील और स्थितिशील आध्यात्मिक चेतना को धारण करना ।” 
श्री अरविन्द के योग में न तो भौतिक रूपान्तर का महत्त्व है न आध्यात्मिक 
पवित्रता मात्र का अपितु अतिमानसिक अवतरण का ही लक्ष्य है। “साधारण योग 
आध्यात्मिक मन से परे नहीं जाता--लोग मूर्धा के शिखर पर ब्रह्म से योग अनुभव 
करते हैं परन्तु उन्हें शिर से ऊपर की चेतना का पता नहीं होता ।*** प्राचीन योगी 
जब आध्यात्मिक मन से ऊपर जाते तो वे समाधि में लीन हो जाते जिसका अर्थ 
यह है कि वे उन उच्चतर स्तरों में सचेतन होने का प्रयत्न नहीं करते थे-- उनका 
लक्ष्य होता था अति चेतन में प्रविष्ट होना न कि उसे जाग्रत चेतना में उतार 
लाना जो कि मेरे योग का ध्येय है ।” 
श्री अरविन्द को अपने योग के लक्ष्य की इतनी स्पष्ट कल्पना थी कि देखकर 
आश्चर्य होना स्वाभाविक है। अपने एक शिष्य को अप्रैल १९३५ में उत्तर देते हुए 
लिखा था--“दिव्य चेतना के नाना स्तर हैं। रूपान्तर के भी नाना स्तर हैं। पहला 
है चैत्य रूपान्तर, जिसमें सव कुछ व्यक्ति की चैत्य चेतना के द्वारा भगवान के 
सम्पक में रहता है। दूसरा है आध्यात्मिक रूपांतर जिसमें सव कुछ aya चेतना के 
भीतर जाकर भगवान में मिल जाता है। तीसरा है अतिमानसिक रूपान्तर जिसमें 
सब कुछ दिव्य विज्ञान चेतना में जाकर अतिमानसीकृत हो जाता है। इस पिछले 
रूपान्तर से ही मन, प्राण और शरीर का 'पूर्ण' रूपान्तर--पूर्णता के मेरे अर्थ F— 
आरम्भ हो सकता है।” श्री अरविन्द ने उस साधक को यह भी बताया था कि 
उनके विश्वास के अनुसार पहले कुछ योगियों ने इसे अवश्य ही “योगसिद्धि के 
द्वारा रक्षित एक वैयक्तिक सिद्धि के रूप में” उपलब्ध किया होगा किन्तु “प्रकृति के 
धर्म (भौतिक सत्ता के रूपान्तर ) के रूप में नहीं । श्री अरविन्द ने अतिमानसिक 
रूपान्तर को 'मानसिक रूपान्तर”, 'अधिमानसीय-आध्यात्मिक रूपान्तर? इत्यादि 
से भिन्न बताया था.। उसी साधक को उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक महापुरुषों की 
चर्चा उठाने पर लिखा था--“जिन व्यक्तियों का तुमने उल्लेख किया है, वे सभी 
, आध्यात्मिक थे परन्तु भिन्न-भिन्न रूपों में | उदाहरणार्थ, श्रीकृष्ण का मन अधि- 
मानस-भावापन्त (ओवरमेण्टलाइज्ड) था, रामकृष्ण का अतःप्रज्ञात्मक (इन्ट्यु- 
fea), चैतन्य का आध्यात्म-चैत्य (स्प्रिच्युअल साइकिक ) , बुद्ध का संबुद्ध उच्चतर 
aiy (इल्युमिण्ड हायर मेंटल) ।-- ये सभी अतिमानसिक रूपान्तर से भिन्त 
1 
श्री अरविन्द ने नया योग-पथ आविष्कृत या उद्घाटित किया अवश्य किन्तु 
A पुराने योगों की निन्दा करने को मुर्खता मानते थे | अपने एक शिष्य को उन्होंने 


र _™ 1 1 EE क 
mainie 


i 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri f 


सिद्धि-दिवस 5? 


लिखा था-- पुराने योगों की इस प्रकार की निन्दा करना कि वे सर्वथा सुगम, 
महत्त्वहीन एवं निरर्थक हैं तथा बुद्ध एवं याज्ञवल्क्य की और भतकाल के अन्य 
आध्यात्मिक महापुरुषों की निन्दा करना--क्या यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में 
एक मूर्ख तापूर्ण कार्य नहीं है ?” अन्यत्र उन्होंने लिखा था--“पुराने योगों और 
योगियों के सम्बन्ध में यह विचित्र मनोवृत्ति तुम्हें कहां से प्राप्त हुई ? क्या वेदांत 
और तंत्र का ज्ञान कोई छोटी एवं तुच्छ वस्तु है? तव क्या इस आश्रम के साधक 
आत्म-साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं और क्या वे जीवन्मुक्त हो गए हैं, अहंता और शं 
अज्ञान से मुक्‍त हो चुके हैं? यदि नहीं, तो तुम ऐसा क्यों कहते हो कि यह कोई 
दुष्प्राप्य अवस्था नहीं है, “उनका लक्ष्य उच्च नहीं है', 'क्या यह ऐसी लम्बी प्रक्रिया 
है?! ” उन्होंने आगे लिखा था--“मैंने कहा था कि यह योग “नया' है क्योंकि 
इसका लक्ष्य जगत के परे ही नहीं, अपितु इसके भीतर भी भगवान को समग्र रूप 
में उपलब्ध करता तथा अतिमानसिक सिद्धि पाना है। परन्तु इससे भला उस 
आध्यात्मिक के प्रति, जो अन्य योगों के समान ही इसका भी एक लक्ष्य है, उच्चता- 
भिमानी घृणा कैसे उचित ठहरती है?” ३ अप्रैल १६३६ की यह उक्ति स्वणिम 
अक्षरों में अंकित करने योग्य है | 
श्री अरविन्द का योग न तो भक्तियोग ही है, न ज्ञानयोग ही और न कर्मयोग 
ही ag तो उनकी प्रयोगशाला में निर्मित तीनों का अद्भुत समन्वयपूर्ण रसायन है 
मिश्रण भी नहीं । इसीलिए वह 'पूर्णयोग' है । श्री अरविन्द ने अपनी लेखनी से अपने 
शिष्यों को बार-बार पूर्णयोग का सर्वांगीण लक्ष्य बताया था, भ्रम मिटाने का प्रयत्न 
किया था, ward दूर की थीं--अत्यन्त धैर्यवान आचार्य के समान अत्यन्त शान्त 
महायोगी के समान | एक स्थान पर उन्होंने यह लक्ष्य बताते हुए लिखा था---/इस 
योग का लक्ष्य है--भागवत उपस्थिति और चेतनामें प्रवेश करना और उनसे अधि 
कृत होना, भगवान से एकमात्र भगवान ही के लिए प्रेम करता, अपनी प्रकृति को 
भगवान की प्रकृति के साथ एक स्वर करना और अपने संकल्प, कर्मकलाप एवं जीवन i 
को भगवान का यन्त्र बनाना । इसका लक्ष्य महान योगी या अतिमानव वनना नहीं | 
है (यद्यपि यह लाभ भी प्राप्त हो सकता है), न ही इसका लक्ष्य है अहं की शक्ति, 
अभिमान या सुख के लिए भगवान पर झपट्टा मारना । यह मोक्ष के लिए नहीं है, 
चाहे मोक्ष इससे अवश्य प्राप्त होता है और अन्य सब वस्तुएं भी प्राप्त हो सकती 
हैं, परन्तु ये हमारे लक्ष्य नहीं होने चाहिए | हमारा लक्ष्य तो केवल भगवान ही है । 
श्री अरविन्द अपने लिए ही अतिमानस के अवतरण को दृष्टि से साधनाशील 
नहीं थे, वे तो सम्पूर्ण पुथ्वी-चेतना के लिए कार्य करने में लगे थे। वे स्वयं तो उस 
स्थिति को प्राप्त कर “प॒थ्वी-चेतना के लिए अतिमानस के द्वार खोल देने की कुंजी 
ma” बनना चाहते थे । उनकी साधना पृथ्वी-चेतना के लिए साधना थी। उन्होंने 
स्पष्ट लिखा था--“मैं पृथ्वी-चेतना में आंतर सत्य, प्रकाश, सामजस्य और शांति 


a 


| 


| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


GR महायोगी श्री अरविन्द 


का एक तत्त्व लाने का प्रयत्न कर रहा हूं; मैं इसे ऊर्ध्वेस्थित देख रहा हूं और 
जानता हूं कि यह क्या है--मैं इसे सदा ऊपर से मेरी चेतना पर किरणें छिटकाता 
अनुभव करता हूं और इस बात के लिए यत्नशील हूं कि यह हमारी सम्पूर्ण सत्ता 
को अपनी ही शक्ति में उठा ले जाए और मनुष्य की प्रकृति नित्य-निरन्तर आधे 
प्रकाश, आधे अंधकार में ही न पड़ी रहे ।” उन्होंने आगे लिखा था--"मेरा 
विश्वास है कि इहलोक में दिव्य चेतना की अभिवृद्धि का मार्ग खोल देने वाले इस 
सत्य का अवतरण ही पार्थिव विकास का अन्तिम प्रयोजन है ।” 

श्री अरविन्द ने अभीप्सा (अर्थात्‌ आकांक्षा) की तीब्रता से अनुभूति की 
तीव्रता और अनुभूति की तीव्रता से उच्च परिवर्तन का मार्ग खोज निकाला था। 
वे शांत अभीप्सा, अप्रतिहत अभीप्सा के द्वारा अपने साधना-पथ पर आगे बढ़ते चले 
गए । वे अखंड श्रद्धा के साथ अपने अन्त:स्थ परमेश्वर के प्रति समपित होकर आगे 
बढ़ते गए । उनके त्याग, वैराग्य, दृढ़ता, धैर्य इत्यादि गुण उनके दिव्य सहायक À | 
उच्चस्तरीय चेतना में निवास करने की यह साधना कितनी कठिन साधना थी, 
इसको झलक श्री अरविन्द की सार्‍्ध्य वार्ताओं तथा पत्राचार में मिलती है। इसी 
साधना के चलते-चलते १५ अगस्त १९२४ का दिन आ पहुँचा । समुत्सुक शिष्य- 
मंडली के सम्मुख श्री अरविन्द ने कहा था--“मैं तो शान्त चेतना के माध्यम से 
बोलना अधिक पसंद करता हूं क्योंकि भाषण केवल मन को सम्बोधित करता है 
किंतु शान्त चेतना के माध्यम से अधिक गहरी वस्तु तक पहुंचा जा सकता है। 
“RAT योग निराकार अनंत ज्ञानरूप, इच्छारूप अथवा आनंदरूप ब्रह्म को 
लक्ष्य मानकर नहीं चलता अपितु परम पुरुष का साक्षात्कार, मानव ज्ञान की 
सीमित अनन्तता से परे अनन्त ज्ञान रूप ब्रह्म की प्राप्ति, हमारी व्यक्तिगत इच्छा 
के स्रोत अनन्त शक्तिरूप ब्रह्म की प्राप्ति और भावों के ऊपरी तल की गतिसे 
अग्राह्य आनन्द रूप ब्रह्म की प्राप्ति इसका लक्ष्य है। जिस परम पुरुष को हम 
पाना चाहते हैं वह व्यक्तित्वहीन अनन्त नहीं अपितु एक दिव्यपुरुष है***हमें अपनी 
वर्तमान प्रकृति के रूपान्तर के लिए उच्चतर प्रकाश, शक्ति और आनन्द का 
आवाहन करना होगा। इसके लिए आवश्यक है प्राणी के अंग-अंग में अनिवार्यतः 
पूर्ण निष्ठा जो प्राणी में जो भी हो रहा है उसे स्पष्ट देख सके और जो केवल सत्य 
को चाहे | प्रकाश के अवतरण तथा जीवन के लघुतम विवरण को भी शासित करने 
की बात के लिए दूसरी शतं है अपने दिव्य व्यक्तित्व के प्रति, जो अतिमानस में हैं, 
सचेत हो जाना ।*** 

उस दिन शिष्यों ने यह जानना चाहा था कि उनका अतिमानस के अवतरण 
का प्रयोग सफल होगा, श्री अरविन्द ने कहा था--“मैं यही कह सकता हूं कि 
अगली अगस्त में पूछना । इस वर्ष मैं गत वर्ष की अपेक्षा अधिक आशावान हूं | 
““'गत वर्ष मेरी साधना का बड़ा कड़ा वर्ष था । कृष्णतम भोतिक बलों ने मुझ पर 


senene 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सिद्धि-दिवस z3 


आक्रमण किया था । इस वर्ष वे चले गये हैं।” यह पूछने पर कि यह कार्य कव पूर्ण 
होगा, उन्होंने परम शक्ति द्वारा कार्य किस प्रकार होते हैं उस विधि को समझाया 
था और AIA अवस्थाओं की पूर्णता पर ही सफलता मिलने की बात कही थी | बाद 
। में पूछे जाने पर उन्होंने यह भी कहा था कि भौतिक चेतना के सम्बन्ध में जड़ीय 
| स्तर पर काफी कठिनाई सामने है क्योंकि इससे निवटने के लिए “उच्चतम दिव्य 
| afer की आवश्यकता पड़ती है और सम्पूर्ण विश्व का सम्पूर्ण संस्कार इसका 


| विरोधी भी हे। “ऊपर से किसी शक्ति को अवतरित होना होगा और बाधा को 
| दूर करना होगा ।” 
|| 


शिष्यों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी किन्तु सफलता की कोई घोषणा श्री 
अरविन्द द्वारा नहीं हो रही थी । १५ अगस्त १९२५ का दिन आया | श्री अरविद 
| ने एक संक्षिप्त किन्तु प्रेरक भाषण दिया। बाद में प्रश्नों के वीच श्री अरविन्द से 
| फिर उनकी साधना के विषय में प्रश्‍न हुआ । श्री अरविन्द ने बंगभाषा में कहा -- 
| “मेरी साधना ? मैं क्या साधना कर रहा हूं ?” अवश्य ही वे उत्तर से बचना चाहते 
थे। उन्होंने शिष्यों से यही कहा कि वे एकाग्र ध्यान द्वारा अतिमानसिक अवतरण 

में सहायक बनें, शंकाएं विरोधी शक्तियां हैं। 

१५ अगस्त १९२६ को भी श्री अरविन्द ने भाषण में अपनी साधना, अपने 
योग के स्वरूप को एक उच्चतर चेतना, प्रकाश, शक्ति के अवतरण के रूप में सम- 
झाया | शिष्यों ने प्रइनोत्त र-कार्यक्रम में उनसे सफलता के विषय में काफी कुछ 
पुछा । श्री अरविन्द नेकोई निश्चित उपलब्धितो नहीं बताई किन्तु यह स्पष्ट किया 
कि अतिमानसिक अवतरण से भौतिक विश्व में परिवर्तन नहीं आएगा किन्तु पाथिव 
प्राणियों की संभावनाओं और कार्य-क्षमताओं में अवश्य परिवर्तत आएगा। यह 
भी कहा कि अतिमानसिक परिवर्तन उनमें होगा जो स्वयं को उच्चतर शक्ति के 
प्रति उद्घाटित किए हुए हैं। 


२४ नवम्बर १९२६ का सिद्धि-दिवस 


समय वीतता गया | शिष्यों की उत्सुकता बढ़ती गई। =] के मध्य 
झूलते हुए विविध शिष्यो को १५ अगस्त १६२७ तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी । 
२४ नवम्बर १६२६ को माता जी ने सबको संदेश भिजवा दिया था कि सामूहिक 
ध्यान के कक्ष में सव साधक एकत्र हो जायें। सन्ध्याकाल था। सूर्य डूब रहा था। 
कितु अपने सभी कार्यक्रमों में इधर-उधर बिखरे हुए साधक सायंकाल ६ वजते- 
वजते एकत्रित हो गए। वरामदे में जहाँ आश्रम के शिष्यगण एकत्रित हुए थे श्री 
अरविन्द की कुर्सी की पृष्ठभूमि में पड़े काले पर्दे पर एक विशेष चीती चित्र अंकित 
था--तीन सर्पाकार दानव स्वणिम कारीगरी से अंकित थे। श्री पुराणी के शब्दों 
i “तीनों सपं इस तरह दिखाए गए थे कि एक की पूंछ दूसरे के मुख तक 


APTOS NE 


va j CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४ महायोगी श्री अरविन्द 


पहुंचती थी और तीनों से पर्दा परी तरह भरा हुआ था । हमें बाद में ज्ञात हुआ कि 
चीन में एक भविष्यवाणी की गई थी कि सत्य उस दिन पृथ्वी पर उद्घाटित होगा 
जिस दिन तीनों सर्पं (पृथ्वी, मन और आकाश रूपी सर्प) मिलेंगे। आज २४ 
नवम्बर को सत्य का अवतरण हो रहा था और पदे को टांगा जाना अर्थपूर्ण AT | 

उस शांत वातावरण में अकस्मात अनेक शिष्यों ने देखा मानो प्रकाश की एक 
बड़ी बाढ़-सी ऊपर से अवतरित हो रही हो । हर एक साधक ने अपने सिर पर एक 
दबाव का अनुभव किया । श्री पुराणी के अनुसार -“सारा वातावरण किसी विद्युत 
शक्ति से अत्यधिक आविष्ट था । उस शान्ति में, उस घने उत्सुकता व आकांक्षा से 
मिश्रित वातावरण में, उस विद्युत-आविष्ट वातावरण में, एक सामान्य, फिर भी 
आज असामान्य, ‘few’ की ध्वनि प्रवेशद्वार पर हुई | उत्सुकता की बाढ़ आ गई।” 
और तब माताजी व श्री अरविन्द ने अत्यन्त भव्य गति से प्रवेश किया । श्री अर- 
विन्द की कुसी के सामने रखी रहने वाली मेज़ हटा दी गई थी और माताजी एक 
स्टूल पर (श्री अरविन्द की दाहिनी ओर) बैठी थीं । 

पूरणं शान्ति के मध्य ४५ मिनट तक सामूहिक ध्यान हुआ और तब शिष्यों द्वारा 
प्रणाम और दोनों के द्वारा आशीर्वाद का क्रम चला। आशीर्वाद के उपरान्त पुनः 
सामूहिक ध्यान हुआ | उस समय अनेक साधक्रों ने दिव्य अनुभूतियां पाई । श्री 
पुराणी के शब्दों में “जब सम्पूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उन्हें ऐसा लगा 
मानो वे किसी दिव्य स्वप्न से जगा दिए गए हों। तब उन्हें उस अवसर की भव्यता, 
काव्यात्मकता व असीम सुन्दरता का अनुभव gar | ऐसा नहीं था कि पृथ्वी के एक 
छोटे से कोने में मुट्ठी भर शिष्य अपने सर्वोच्च गुरु तथा माताजी से आशीर्वाद ले 
रहे थे। उस अवसर की महत्ता उससे कहीं अधिक थी । अवशय ही पृथ्वी पर एक 
उच्चतर चेतना अवतरित हुईथी। उस गंभीर शान्ति में, वटवृक्ष के अंकुर के 
समान एक सशक्त आध्यात्मिक कार्ये का प्रारंभ हुआ था 1” 

श्री अरविन्द और माताजी के चले जाने के पश्चात दिव्य आवेश में 'दत्ता' 
नाम की (विदेशी) साधिका की प्रेरित वाणी गूंज उठी--“भगवान आज भौतिक 
तत्त्व में अवतरित हुए हैं 1” 

कितु अभी अतिमानस का अवतरण नहीं हुआ था। यह तो केवल अधिमातस 
(ओवरमाइण्ड) का अवतरण था । श्री अरविन्द के शब्दों में ही कहें तो-"२४ 
नवम्बर १६२६ को श्रीकृष्ण का भौतिक तत्त्व में अवतरण हुआ था । कृष्ण अति- 
मानसिक प्रकाश नहीं हैं। कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक ईश्वरीय 
सत्ता का अवतरण जो स्वयं तो अतिमानस और आनन्द नहीं है किन्तु उनके अवः 
तरण को तैयार करने वाला है। कृष्ण आनन्दमय हैं, वे अधिमानस के द्वारा आनन्द 
की ओर बढ़ने में विकास की सहायता करते हैं 1” 


२४ TAAL १६२६ की स्मृति में 'सिद्धि-दिवस” आश्रम का पर्व ही बन गया। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TT ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९. सान्ध्य वार्ताएं 


श्री अरविन्द की सान्ध्य वार्ताओं का उल्लेख पहले किया जा चुका हे । सहज 
वातावरण में साधकों द्वारा अपने पथ-प्रदर्शक महायोगी से खोज-खोजकर पूछे गए 
विविध प्रकार के प्रश्नों और उनके उत्तरो के अतिरिक्‍त विविध आगंतुको से 
प्रत्येक सायंकाल को होने वाली बातचीत का जो विवरण (विद्वान शिष्यों द्वारा 
चुपचाप ही सँजोया गया) आज उपलब्ध है, उसे देखकर यह आश्चय होता है कि 
श्री अरविन्द उस एकांत आश्रम में भी विश्व से कितने सम्बद्ध थे । उनका बहुमुखी 
ज्ञान ही नहीं, मर्मभेदी दृष्टि, घटना-प्रवाहों की दिशा को पहचानने की अलौकिक 
क्षमता, सत्य के स्वरूप को ठीक-ठीक बता सकने वाली आत्मविश्वासपूर्ण वाणी 
तथा वैज्ञानिक और अति-वैज्ञानिक दोनों क्षेत्रों में असाधारण पहुंच को देखकर 
किसे अवाक्‌ नहीं रह जाना पड़ेगा ? 


वार्ताओं का वातावरण 


धोती पहने हुए, प्रायः बिना चादर या शाल के, अपने शिष्यों की उत्सुकता- 
पूर्ण मंडली में श्री अरविन्द का आना ही उस कार्यक्रम का प्रथम चरण था। पुणे 
शांति के मध्य किसी समाचार, किसी पत्र, किसी पुस्तक, किसी जिज्ञासा या किसी 
टिप्पणी से श्री अरविन्द के मन को स्पर्श करने का शिष्यों द्वारा प्रयत्न और तब 
निकलने वाली वाणी का अमृत-प्रवाह उसका दूसरा चरण होता | अट्टहासो, हल्की- 
फुल्की बातों का तीसरा चरण भी रहता । और सब में घुलते-मिलते दिखाई पडते 
श्री अरविन्द काजो बोलते समय भी स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला एक मौन ? एक 
अलगाव था,बहुत कुछ कह देने पर भी बहुत कुछ को न कहकर सुरक्षित रखे रहना 
था, वही चौथा चरण था । तब आश्रम में प्रत्येक सन्ध्या उत्सुकता से भरी हुई 
आती, प्रत्येक हृदय जिज्ञासा से भरा हुआ बेठता, प्रत्येक Fr उत्तरित होता, 
प्रत्येक समस्या समाधान पाती और प्रत्येक साधक साधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा 
पाता। मानव-बुद्धि की गरिमा किन्तु साथ ही आध्यात्मिक साधना में ५ उसकी 
सीमितता दिखाने वाली श्री अरविन्द-वाणी तर्कसम्मत होती, भले ही तके-प्रेरित 
न हो। सांध्य वार्ताओं का स्थान भी आवश्यकतानुसार बदला जाता सहा, समय भी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee णी णात 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ महायोगी श्री अरविन्द 


सायंकाल को बढ़ते-बढ़ते अधँरात्रि तक पहुंचा किन्तु वार्ताओं के आत्मीयतापूर्ण 
सहज रूप में कोई अन्तर नहीं आया । श्री अरविन्द ने दिसम्बर १६२६ के पश्चात्‌ 
जीवन-क्रम बदल दिया तो सांध्य वार्ताएं समाप्त हो गई किन्तु फिर २३ नवम्बर, 
१६३८ को श्री अरविन्द के एक पैर की हड्डी टूट जाने के कारण वार्तालाप का 
क्रम पुनः प्रारंभ हो गया--यद्यपि कुछ परिवर्तित रूप में । हां, परिवर्तित रूप में, | 
क्योंकि अव उन्हीं को ये वार्ताएं सुनने का अवसर उपलब्ध होता था जो उनकी i 
सेवा कर रहे थे । बाद में यह वार्ताक्रम १६३८ से १९५० तक किसी न किसी रूप | 
में चलता रहा | 


धी पु राणी द्वारा सांध्य वार्ताओं के विवरण 


श्री ए० बी० पुराणी कृत 'ईवनिग टाक्स' नामक तीन quel की कृतियों में 
इन सांध्य वार्ताओं के रोचक विवरण सुरक्षित हैं। प्रथम खण्ड में साक्षात्कारों का 
विवरण है, विविध पुस्तकों की चर्चा के अन्तर्गत श्री अरविन्द की बातचीत है तथा 
तदुपरान्त औषधियों, कला, कविता और सौन्दर्यं पर उनके विचारों का मूल्यवान 
संग्रह है । द्वितीय खण्ड में कांग्रेस व राजनीतिक चर्चाएं पहले हैं, फिर अहिसा- 
सम्बन्धी संवाद हैं और तदुपरान्त साधना, वैदिक व्याख्या, शिक्षा, चमत्कार, मनो- 
विज्ञान, आन्दोलन, व देवतागण पर विविध वार्ताएं हैं और अंत में श्री अरविन्द 
के चार जन्म-दिवस-समारोहों (१६२३ से १६२६ तक की १५ अगस्त) पर उनके 
द्वारा व्यक्त विचार संग्रहीत हैं। तृतीय खण्ड में वर्ष १९३८ के दिसम्बर वर्ष १९३९ 
के जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, नवम्बर व दिसम्बर, वर्ष १६४० के जनवरी से 
सितम्बर तक तथा दिसम्बर, वर्ष १६४१ के जनवरी और वर्ष १६४२ की कुछ 
संदिग्ध सामग्री के अतिरिक्त वर्ष १९४३ के अप्रैल, अगस्त व अक्तूबर की अमूल्य 


सामग्री मिलती है । इनमें से कुछ वार्ताओं की एक अति संक्षिप्त झलक देना यहां 
` समीचीन होगा । 


राजनीति में ठोस कार्य की विधि 


बंगाल की प्रसिद्ध कार्यकत्री सरला देवी चौधरानी ने १६२० के अंत में श्री 
अरविन्द से पांडीचेरी जाकर भेंट की । 


नीति पर चर्चा की और उन्हें 
दिशा में मोड़ने के लिए 


उन्होंने श्री अरविन्द से तात्कालिक राजः 
वापस चलकर राजनीतिक गतिविधियों को इष्ट 
í - कहा । श्री अरविन्द ने अपनी आध्यात्मिक साधना के कारण 
वसा करने में असमर्थता प्रकट की । जव सरला देवी ने उनसे गांधी जी के असहयोग 
आन्दोलन द्वारा सरकार के विरुद्ध संघर्ष fost की चर्चा की तो श्री अरविन्द ने 
कहा कि यदि वे राजनीति में होते तो भी दूसरा मोर्चा बनाते, यह नहीं। “मैं 
सरकार से संघर्ष करने के पुव आधारभूमि पक्की करता ।” सरला देवी ने इस पर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ETS SE Ea STITT TTT |... 


E- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सांध्य वार्ताएं Ee 


पूछा था कि क्या देश में अभी इतना कार्य नहीं हुआ है कि संघर्ष छेडां जाता ? 
श्री अरविन्द का उत्तर महत्त्वपूर्ण था-- 

“अभी तक भावावेग की लहरें तथा चारों ओर थोड़ी सी जागृति आई है। 
किठु जब सरकार अपनी पूर्ण शक्ति से ज़ोर लगाएगी तब उसको झेल सकने वाला 
बल अभी नहीं आया है । आज की आवश्यकता है राष्ट्रीय इच्छा का और अधिक 
संगठन | भावावेगी लहरों का उठना व फंलना और बिखर जाना व्यर्थ है। हमारे 
नेताओं को भाषण ही नहीं देते रहना चाहिए । हमें यह करना चाहिए कि केन्द्रीय r 
संगठन के किसी भी आदेश को देश-भर में पालन करने वाली स्थानीय समितियां 
संघटित करें । ये स्थानीय नेता जनता के बीच में रहें । श्री अरविन्द ने असहयोग- 
आन्दोलन की ठोस आधारभूमि न होने की ओर संकेत किया था-- “मद्रास के कुछ 
विद्यार्थी यहां आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे असहयोग करना चाहते थे 
क्योंकि यह सरकार अन्यायपूर्ण है । यह पूछने पर कि वे न्यायपूर्ण ब्रिटिश सरकार 
से तो सहयोग करेंगे, वे उत्तर र ही नहीं दे सके भारत को स्वतंवता अपने कारण 
ही चाहिए, अपनी आत्मा के लिए चाहिए। मैं तो agar कि भारत को अपना 
'स्वराज' मिले और आयरलैण्ड के सदृश ag अपनी मुक्ति हिंसा से भी प्राप्त करे 
--अहिंसा से करे तो अधिक अच्छा है | हमारा आधार, माद्र ब्रिटिश सरकार के 
विरोध से, अधिक बड़ा होना चाहिए***।” 


राजनीतिक स्वातंत्रय श्रौर ग्राम सुधार को मिलाना त्रुटिपूर्ण 

8 अप्रैल १६२३ को मद्रास के एक आगंतुक से वात करते हुए श्री अरविन्द 
ने कहा था कि भारतीय राजनीतिक नेताओं ने राजनीतिक स्वातंत्र्य और ग्राम- 
सुधार दोनों को मिलाने की नीति अपनाकर ठीक नहीं किया है । राजनीतिक 
कार्यकर्ता का कार्य तो सीधा है। उसे ग्रामों में आयरलैंड के. किसान-संघों जेसी i 
संस्थाएं खड़ी करनी चाहिएं और जब वे सुगठित हो जाएंगी तो उनका राजनीतिक 
लाभ होगा । किन्तु ग्राम-सुधार का कार्य धीरे-धीरे करने का है और वह आज 
आवश्यक भी है । किन्तु ग्रामीणों से वेचारिक मार्गदर्शन पाने की आशा करना व्यर्थ 
है क्योंकि ग्रामों ने कभी भी, प्राचीन भारत में भी, कोई सर्जनात्मक गतिविधि 
नहीं दिखाई है, कारण यह कि उसके लिए कुछ अवकाश और मातसिक विकास की 
आवश्यकता है | 


MRP PT कथा रणा 


<i 


शारीरिक रोग के प्रति सही दृष्टि su 

११ अप्रैल, १६२३ को श्री अरविन्द ने मद्रास से आए एक साधक से वार्ता में 
रोग के प्रति साधक की मनोवृत्ति के विषय में जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा 
था--"उसे प्राणिक सत्ता में व मन में पूर्णतया अनासक्त रहता चाहिए। रोग तो 


? = CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


याळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्द महायोगी श्री अरविन्द 


प्रकृति की शक्तियों के कार्य का परिणाम ही है । साधक को अपनी संकल्प-शक्ति 
का प्रयोग रोग को दूर करने में करना चाहिए और यह संकल्प भी ईश्वरीय संकल्प 
के प्रतिनिधि के रूप में करना चाहिए | जब ईश्वरीय संकल्प आधार में अवतरित 
होता है तब यह साधक के संकल्प के माध्यम से होकर अपरोक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष 
रूप से कार्य करता है और रोग को दूर कर देता है । जब चैत्य पुरुष जागृत हो 
जाता है तो शरीर में आने से पहले ही रोग का प्रभाव दिखाई पड़ जाता है। व्यक्ति | 
न केवल उसे देखता ही है अपितु यह भी जाना जाता है कि किस अंग पर आक्रमण 
होने वाला है और उच्चतर शक्ति की सहायता से व्यक्ति उस आक्रमण को नियं- 
त्रित कर सकता है।” 


श्री अरविन्द-योग का Sz श्य 


२३ दिसम्बर, १६२३को एक प्राध्यापक साधक से वार्ता के मध्य श्री अरविन्द 
ने कहा था--“आजकल मैं जो कर रहा हूं वह अतिमानसिक योग है । मनुष्य आज 
जैसा बना हुआ है, भगवान्‌ की एक बहुत अपूर्ण अभिव्यक्ति है, बहुत ही अप- 
रिष्कृत। ऐसा इस कारण है कि मनुष्य अज्ञान के आवरण में--मन, प्राण और 
शरीर में--रह रहा है अतः वह मन से परे की यथार्थता से अभिज्ञ ही नहीं है । 
मन के ऊपर अतिमानसिक शक्ति है। मन, प्राण व शरीर को शासित करने के 
लिए उच्चतर शक्ति को नीचे उतार लाने के लिए मैं आज प्रयत्नशील हूं । इस 
योग का उद्देश्य मानव जाति की सेवा नहीं है, और न मनुष्य की सामान्य परि- 
पूर्णता है अपितु इस भौतिक विश्व में आत्मा के विकासचक्र में अतिमानसिक 
शक्ति का विकास करना है। इसमें व्यक्ति को यही करना है कि उस आवरण 
को--मोटे आवरण को--जो मन को अतिमानस से पृथक्‌ करता है, विदीर्ण कर 
देना | यह कार्य मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता ।” 


प्रकृति-पुरुष-विदेक की शिक्षा | 


श्री अरविन्द-योग में भी, अन्य अनेक साधनाओं के समान ही, प्रकृति-पुरुष- 
विवेक का अभ्यास करने को कुछ साधकों से कहा जाता था । श्री अरविन्द ने उप- 
युक्त नए प्राध्यापक साधक को यही करने का आदेश दिया था । श्री अरविन्द ने 
बड़ी सरलता से इसकी पद्धति बताते हुए २७ दिसम्बर १६२३ को कहा था 
“तुम जिसे प्रायः अपनी आत्मा समझते हो, वह केवल ऊपरी तलीय सत्ता व उसके 
ऊपरी कायं मात्र हैं। मनुष्य जिसे 'स्व' समझता है, वह प्रकृति में मात एक गति 
है---विश्वमन, विश्वप्राण और विश्वपदार्थ में एक गति तुम्हें यह करना है कि 


ति की गतियों से स्वयं को पृथक्‌ कर लो अथवा अनासक्त कर लो । तब तुम्हें 


ज्ञात होगा कि तुम न केवल प्रकृति के विश्व-कार्य के दर्शक ही हो अपितु उसमें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TA 


अशा 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सान्ध्य वार्ताएं व्हू 
सहमति भी दे रहे हो । तुम्हारे अन्दर जो चल रहा है उसे देखने की गति सच्चे 
पुरुष को पृथक करना ही नहीं है, यह तो केवल मनोमय पुरुष को पृथक करना है। 
तब तुम उसे पुरुष के रूप में, मात्र 'साक्षी' के रूप में नहीं, अपितु अनुमति प्रदान 
करने वाले 'अनुमन्ता' के रूप में देखोगे । तुम अपने भीतर चलने वाली प्रकृति की 
गतिविधि को रोक सकते हो ।” आगे उन्होंने इस रोकने की क्रिया को भी बलात्‌ 
न करने की शिक्षा दी थी क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि यह गतिविधि प्रकृति 
में और गहरी चली जाएगी तथा कभी भी अवसर पड़ने पर उभर आएगी । तुम 
यह करो कि उस गतिविधि को ठुकरा दो, अपनी प्रकृति से निकाल कर बाहर फेंक 
दो । और यह तुम सभी गतिविधियों से स्वयं को अधिकाधिक अनासक्त करके कर 
सकते हो ।” श्री अरविन्द ने इस महत्त्वपूर्ण विषय पर आगे कहा था---जव तुम 
पुरुष को प्रकृति से पृथक कर लोगे तव एक शान्ति का अनुभव करोगे | वह शान्ति 
है पुरुष-चेतना जो प्रकृति के कार्य को देख रही है। यही मोन साक्षी कही जाती 
है । यह शान्ति उतनी ही अधिक गहरी होती जाती है जितना अधिक तुम स्वयं 
को प्रकृति से अनासक्त करते जाते हो ।” उन्होंने बताया था कि कालान्तर में यही 
पुरुष-चेतना प्रकृति के किसी भी कार्य को रोक सकती है। “इस पुरुष-चेतना को 
पाने के लिए तुम निम्नतर प्रकृति का सव कुछ ठुकरा दो। उदाहरणार्थं इच्छाएं, 
भावनाएं और मानसिक विचार ।” 


साधना और पागलपन 
श्री अरविन्द की इन वाताओं में हास्य-विनोद के क्षण भी खुलकर आते | 
१६ जनवरी, १६२४ की सान्ध्य गोष्ठी में वर्चा के एक वकीलका पत्र श्री अरविन्द 
को पढ़कर सुनाया गया था । लेखक में पागलपन की बढ़ी अवस्था के लक्षण थे । 
उसने लिखा था कि वह योगी और लेखक बनने के पश्चात्‌ एम० Go और Ueto 
एल० एम० करना चाहता है । उसने यह भी लिखा था कि ag ३००० रुपये उधार 
लेने वाला है, यदि श्री अरविन्द यह वचन दें कि वह कोर्स (पथ या पाठ्यक्रम ) 
पूरा कर लेगा । श्री पुराणी की कृति में आगे के संवादों का क्रम इस प्रकार है— 
श्री अरविन्द : कौन सा कोर्स ? तुम्हारा तात्पर्यं है पागलपन का कोर्स ? वह 
चाहता है कि मैं उसका कोर्स पूरा कराऊं। 


शिष्य : यह बहुत आश्चर्य की बात है कि आजकल यहां पागलों को खींचने 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है। £ 
शिष्य : वह पराशक्तिमान (एक अन्य व्यक्ति का संदर्भ जो के 


आदेश से शिष्य बनने आया हैं, यह कहकर मिलने आया था, श्री 
अरविन्द उससे नहीं मिले थे) प्रतिदिन एक-एक वस्त्र लोगों में 


बांट देता है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ ७ ७. कह PER ५९०५४५५ nnn 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


£o महापोगी श्री अरविन्द 


श्री अरविन्द : कहीं वह कल बिना किसी वस्त्र के यहां न आ जाए ! (हँसी) 


शिष्य : यह तो देवताओं के देखने योग्य दृश्य होगा । 
शिष्य : सबसे पहले तो यह तुम्हारे देखने योग्य दृश्य होगा । (हँसी) पागल- 


पन में साधना के लिए कुछ आकर्षण अवश्य रहता है । मैंने बंगाल | 
के क्ष के साथ आठ लोग देखे थे। 
श्री अरविन्द : मैं कह सकता हूं कि मैं अभी इतनों को साथ रखने के स्तर तक 
नहीं पहुंचा हूं। (हँसी ) | 
शिष्य : एक प्रस्ताव है कि जहां साधता केन्द्र हो, वहां पास में ही पागल- | 
खाना भी होना चाहिए। (हसी) 
श्री अरविन्द : बुरा विचार तो नहीं है। तुम इसे हमारे क्ष को सौंप सकते हो। 
शिष्य : तब तो मुझे भय है कि किसी को मेरी ही देखभाल का दायित्व 
लेना होगा । (हँसी ) 


खादी पवित्र केसे ? 


& फरवरी १६२४ को चर्चा (महात्मा गांधी और श्री अरविन्द--भक्त श्री 
दिलीपकुमार राय के मध्य पूना में हुई वार्ता में व्यक्त) गांधी जीं के कला-सम्बन्धी 
विचारों पर चल पड़ी | श्री अरविन्द ने गांधी जी के इस कथन को उचित नहीं 
माना कि खादी कलात्मक है। उनका कहना था कि यह तो कहा जा सकता है कि 
खादी कलात्मक बनाई जा सकती है किन्तु जैसी खादी आज है, उसे कलात्मक कौन 
मानेगा ? शिष्य द्वारा यह कहे जाने पर कि खादी को 'पवित्नता का प्रतीक' कहा 
जाता है, श्री अरविन्द ने ठीक कहा था--“यह दुर्बल मन का ही लक्षण है कि जिन 
वस्तुओं को तकंसम्मत रूप में परस्पर साथ नहीं रखा जा सकता उन्हें मिलाने का 
प्रयत्न करें जैसे पवित्रता, स्वराज, राजनीति इत्यादि को खादी के साथ | खादी 
को अपने ही गुणों के कारण प्रयोग में लाया जाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं 
करता | तो फिर उसे ऐसे ही प्रयोग में क्यों न लाया जाए? उसमें संगीत, धर्म, 
स्वराज इत्यादि को क्यों डाला जाए?” 

इस पर श्री अरविन्द के एक शिष्य ने जो रोचक बात कही थी, वह भी उल्ले- 
खनीय है--“खिलाफत आन्दोलन के दिनों में वे कहा करते थे : “स्वराज है खिला- 
फत', 'खिलाफत है गाय! | और हम कहते थे, 'हां, स्वराज है गाय? ।” 


लाला लाजपतराय और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन से भेंट 


५ जनवरी १६२५ को लाला लाजपतराय, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन व डा० 
निहालचंद ने श्री अरविन्द से भेंट की थी। श्री अरविन्द और लाला लाजपतराय 
की वार्ता पहले तो एकान्त में लगभग पैतालीस मिनट तक हुई और तब वे दोनों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


m uo ¬~ काका Sea CT SS SNES ELE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ara arate 


६१ 


लोग निकल कर बाहर आए और फिर टंडन जी से भी बातचीत होती रही । श्री 
अरविन्द ने इस अवसर पर अनेक महत्त्वपूर्ण बातें कही थीं । उन्होंने नेताओं द्वारा 
जनता को AAAS आश्वासन देने की पद्धति का खण्डन किया था और इस वात 
को भी नहीं माना था कि स्वायत्त संस्थाओं के चुनावों में कांग्रेसियों के भाग लेने 
से पारस्परिक भेदभाव, ईर्ष्या, सत्तालोलुपता आदि की वृद्धि होगी अतः पदों पर | 
जाना ही नहीं चाहिए । श्री अरविन्द का कथन था कि--“सत्ता का लोभ तो i 


सदैव रहेगा । तुम सत्ता के पदों को वन्द करके तो इस पर विजय नहीं पा सकते । 


हमारे कार्यकर्त्ताओं को इसका अभ्यस्त हो जाना चाहिए । उन्हे राष्ट्र के लिए 
पदों को संभालना आना चाहिए Lag कठिनाई तब तो अनन्तगुनी बड़ी होगी जब 
तुम्हें स्वराज मिलेगा। ये बातें यूरोप में भी हैं। यूरोपीय लोग ठीक वैसे ही हैं 
जैसे हम हैं, केवल उनमें अनुशासन है - जिसकी हममें कमी है- और राष्ट्र- 
गौरव की प्रखर भावना है जो हम में नहीं है ।” तदनंतर श्री अरविन्द ने इन दोनों 
को राष्ट्र में जगाने की आवश्यकता पर बल दिया था। 

फिर श्री अरविन्द ने उनसे चर्खा-कार्यक्रम के विषय में पूछा था कि इससे 
स्वराज कैसे मिल जाएगा ? टंडन जी का उत्तर था--“अधिक अच्छे कार्यक्रम के 
अभाव में, यह लोगों को अनुशासित करता है और उनसे राष्ट्र के लिए कुछ कराता 
है। एक निश्चित उद्देश्य के लिए सामूहिक कार्य का विचार भी इससे सामने 


आता है।” 


श्री अरविन्द ने कहा था--“चर्खे का अपना महत्त्व तो है किन्तु यह स्वराज 


नहीं ला सकता ।” इस पर टंडन जी का 


उत्तर था--“ला सकता है, यदि कातने 


के पीछे के भाव को समझ लिया जाए।” तननंतर का वार्तालाप श्री पुराणी के 
अनुसार इस प्रकार है 


श्री अरविन्द 


शिष्य 


पृ० टंडन 


श्री अरविन्द 


Ao लाजपतराय : हां, हममें कमी 


: मुझे भय है कि तुम मुझमें उस भाव को तो नहीं पा सकते । हां, 
मुझसे तो एक सन्तरी खड़ा करके चर्खे का काम ही करा सकते 


ati (हँसी) 
: किन्तु चर्खा ही क्यों 


हिक कार्ये है। 
: कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता खोई ही थी, जब 


: हां, मैं जानता हू प रता 
चर्खा था | किंन्तु दूसरा कोई कार्यक्रम न होने से ही, हम इसे मान 


रहे हैं । x 
: हमें किसी बाह्य कर्म मात्र--जैसे कातना, की आवश्यकता नहीं है 

अपितु अनुशासन और राष्ट्र-गौरव की भावना की आवश्यकता है | 
है टकराने वाले हितों के मध्य सार्वजनिक हित 


? तेल-मिल क्यों नहीं ? यह भी तो एक सामू- 


की भावना की | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वक --. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
९२ महायोगी श्री अरविन्द 
श्री अरविन्द : बिल्कुल ठीक। 


पाश्चात्य दर्शन कितना उपयोगी ? 


अपनी कृति 'दिव्य जीवन' पर एक समीक्षा की चर्चा के अन्तर्गत श्री अरविन्द | 

ने २६ अगस्त १९४० को कहा था कि उन्होंने दर्शन का अधिक अध्ययन नहीं किया 
था । उन्हें हीगेल या नीत्शे से प्रभावित कहना ठीक नहीं है। “जिन दो पुस्तकों ने 
मुझे प्रभावित किया है, वे हैं गीता और उपनिषद । जो मैंने लिखा, वह अन्तःप्रज्ञा 
और प्रेरणा का मेरे आध्यात्मिक अनुभव पर कार्य करते हुए किया गया कार्य था । 
मेरे पास और कोई प्रणाली नहीं है जैसे आधुनिक दार्शनिक पर है जिसके दर्शन 
को मैं केवल बौद्धिक और इस कारण गौण मूल्य का मानता हूं। मैं तो समझता हू 
कि दर्शन का सच्चा उद्देश्य अनुभव और अनुभव का सूत्रीकरण है। शेष तो 
मात्र बौद्धिक कार्य है और वह रोचक हो सकता है परन्तु उससे अधिक कुछ 
नहीं ।” 


भारतीय वेशभूषा कितनी सुन्दर 


२४ जनवरी, १६३९ की सांध्य वार्ता में श्री अरविन्द ने कुछ जातियों की 
सौन्दर्य-भावना की प्रशंसा की थी । भारत, प्राचीन यूनान, इटली आदि में सौन्दर्य- 
भावना की गहरी छाप जन-जन में देखी जा सकती है । जब एक शिष्य ने श्री अर- 
विन्द को बताया कि 'निष्ठा' (अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन की qA जिन्हें आश्रम 
में निष्ठा' नाम मिला था और जो वहां एक साधिका थीं ) भारतीय नारियों की 

/ चाल की बहुत प्रशंसक हैं--“'भारतीय स्त्रियां तो मुझे जन्मजात नृत्यनिपृण लगती 
हैं, उनकी चाल में इतनी अच्छी लय है” तो श्री अरविन्द ने कहा था--“वह ठीक 
' कहती है। मेरे विचार में यह अपने सिरों पर पानी भरे कलशों को लेकर चलने के 
कारण है ।” और जब निष्ठा द्वारा भारतीय महिलाओं की साड़ियों की प्रशंसा की । 
` बात बताई गई--'इन महिलाओं को रंग-बोध है तो श्री अरविन्द ने कहा था-- 
“मैं आशा करता हूं कि वे इसे आधुनिक प्रभाव के अन्तर्गत छोड़ नहीं देंगी 1” 
इस पर शिष्य ने टिप्पणी की थी--“साडी, भव्य तो है किन्तु फुरतीले काम 
में ठीक नहीं है, असुविधाजनक है।” श्री अरविन्द का उत्तर था-..कयों ? रोमनों 
ने विश्‍व को चोगा पहन कर जीत लिया था। अगणित भारतीय नारियां साड़ियां 
पहनकर काम करती हैं। जब उपयोगिता की यह सनक--जो आधुनिक प्रवृत्ति 
है--आती है, तो सौन्दयं की मृत्यु हो जाती है। आजकल लोग, प्रत्येक वस्तु को 
उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं, मानो सौन्दर्य कुछ है ही नहीं 1” 
green शिष्य भी तकंशील था । उसने कहा-- किन्तु मेरा विश्वास है कि सौन्दर्य 
“ओर उपयोगिता को मिलाया जा सकता है । मैंने यह देखा है कि पुरुषों के लिए 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ow ——— EE Ca OS aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सान्ध्य वार्ताएं 


m 
AU 


यूरोपीय वेशभूषा हर एक को कार्य करने की और सक्रियता की प्रेरणा देती है 
किन्तु भारतीय धोती सुस्ती और आलस्य की भावना लाती है ।” 

श्री अरविन्द के उत्तर में प्रखरतर तर्क था--“उससे यूरोपीय वेशभूषा की 
कुरूपता तो मिट नहीं जाती । मैंने बहुतेरे लोगों को धोती पहने सक्रिय जीवन 
व्यतीत करते देखा है । सव से आवश्यक उपयोगिता की वेशभूषा तो नेकर-कमीज. 
gt" 


भारत में श्रात्मसात करने की शक्ति 


२६ जून, १६२६ की एक बैठक में यूरोपीय और मानवीय राजनीति का विवे- 
चन करते-करते चर्चा भारत की आत्मसात करने वाली शवित पर आ गई । प्रश्‍न 
था---“क्‍्या मुस्लिम तत्त्व को भी आत्मसात करना संभव है?" श्री अरविन्द के 
लम्बे उत्तर को श्री पुराणी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“क्यों नहीं ? भारत a 
यूनानियों, फ़ारसी तथा अन्य राष्ट्रों से तत्त्वों को आत्मसात किया ही है । किन्तु 
भारत आत्मसात तभी करता है जव दूसरा पक्ष उसके केन्द्रीय सत्य को स्वीकार कर 
लेताहै और आत्मसात भी वह इस प्रकार करताहै कि समाविष्ट तत्त्वों को विदेशी कह 
कर पहचाना ही नहीं जा सकता अपितु वे तो उसका ही अंग हो जाते हैं ।-उदाह्र- 
णार्थ, हमने यूनानी स्थापत्य, फारसी चित्रकला, इत्यादि से ग्रहण किया । मुस्लिम 
संस्कृति का भी आत्मसात्करण मन में तो बहुत सोमा तक हो ही गया था, और यह 
और भी अधिक दूर तक जाता | किन्तु प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यह्‌ आवश्यक्र 
है कि मुस्लिम मनोवृत्ति में परिवर्तन आए। संघष है बाह्य जीवन में और cane 
मुसलमान सहिष्णुता नहीं सीख लेते, तव तक आत्मसात्करण संभव ही दा | 
हिन्दू तो सहन करने को तैयार है। वह तो नए विचारों के लिए खुला रहता ह आर 


< g 
उसकी संस्कृति में आत्मसात्करण की आश्चर्यजनक क्षमता है, किन्तु उसके लि 
आवश्यक शर्त यही है कि उसके 'मूल सत्य' को मान लिया जाए | 


पूर्व और पश्चिम कहां मिलें ? 3 
उपर्यक्त गोष्ठी में ही श्री अरविन्द से पूछा गया था कि श्री pale 
के इस विचार पर उनका कया मत है कि भारत ही पूव और प कील | 
स्थल हो । श्री अरविन्द ने कहा-- पश्चिम और पूव के PTA र a | 
तात्पर्य है? तुम्हारा तात्पर्यं सिंह और क Ee Ko 2 न 
Š R "समान d 
शिष्य ने कहा --“भाइयों और समानोक T S र दूस | 
ने कहा था--“भारत में ही क्यों मिलें ? हम उनके भाई के समान लंदन में भी तो 
मिल सकते हैं।” | 
और वातावरण हँसी से गूंज उठा था l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ey महायोगी श्री अरविन्द 


रोग दूर होने का कारण सिद्धान्त नहीं 


३० अगस्त १६२४ की गोष्ठी में चर्चा के मध्य एक शिष्य के यह कहने पर कि 
फ्रायड ने अपने सिद्धान्त से लोगों को रोगमुक्त कर दिया था, श्री अरविन्द ने एक 
महत्त्वपूर्ण बात कही थी--“ सिद्धान्त (थ्योरी) किसी को रोगमुक्त नहीं किया | 
करता । क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो कि सिद्धान्त से रोग दूर हो जाता है ? | 
लोगों के रोग दूर करता, या कोई परिणाम प्राप्त कर लेना, किसी सिद्धान्त विशेष 
पर निर्भर नहीं करता । वह सिद्धान्त सत्य हो चाहे मिथ्या और फिर भी तुम्हें उस 
से ठीक परिणाम मिल सकते हैं io सिद्धान्त मात्र तुम्हें विशवास-युक्त कर देता है 
और उससे आवश्यक आन्तरिक अवस्था उत्पन्न कर देता है। यही वात है । यह 
चाहे सत्य हो या मिथ्या | फ्रायड ने लोगों को रोगमुक्त किया होगा जैसे आजकल 
'कुई' करता है किन्तु क्या वह सिद्धान्त से चिकित्सा करता है ? बिलकुल नहीं, यह 
तो केवल इस कारण है कि उसके पास कुछ शक्ति है और इसलिए लोग उसके द्वारा 
रोगमुक्त हो जाते हैं । 


सान्ध्य वार्ताओं की मधुर स्मृति 


निस्सन्देह श्री अरविन्द के साथ हुई इन सांध्य वार्ताओं की उनके शिष्यों पर 
गहरी छाप पड़ी थी । श्री अरविन्द का बहुमुखी तथा गंभीर व्यक्तित्व इन वार्ताओं 
में अत्यंत सरस रूप में सामने आया करता था। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, 
वे उन सहस्रो वार्ताओं की मात्र कुछ झलक दे सकते हैं। साहित्य, इतिहास, अर्थ- 
शास्त्र, राजनीति, चिकित्सा-पद्धति आदि सैकड़ों विषयों पर हुई चर्चाओं का सार- 
संक्षेप भी एक स्वतंत्र पुस्तक का विषय हो सकता है। इनमें रुचिशील पाठकों को 
श्री पुराणी की कृतियों के अतिरिक्‍त श्री नीरदवर्ण आदि शिष्यों के संबंधित लेख 
तथा 'टाक्स विद श्री अरविन्द' इत्यादि पुस्तकों को देखना उपयोगी रहेगा । श्री | 
नीरदवणे ने उन वार्ताओं की मधुर स्मृति में 'मदर इंडिय़ा' (फरवरी १९७० में) 
लिखा था--“उन प्रसिद्ध वार्ताओं की स्मृति आती है। उस समय निर्वे यक्तिक 
पुरुष का स्वरूप कितना वैयक्तिक हो गया था | पूर्णतया घनिष्ठ रूप से निकटवर्ती | 


हम लोगों से ताना विषयों पर बात करते--राजनीति, धर्म, दर्शन क्या शेष रहा 
था जिस पर बात न हुई हो?” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. ee SE FTTH meme ~ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १०. साधकों को पत्र 


श्री अरविन्द के पत्रों का अपना सौन्दर्य हैं। सन्‌ १९२६ से १७३८ के एकान्त 
जीवन में साधकों के साथ वार्ता न करके उनके लिखित प्रश्‍नों और शंकाओं का 
लिखित उत्तर भिजवाने की पद्धति श्री अरविन्द ने चलाई थी । AHS प्रश्‍नी के 
उत्तर देने में श्री अरविन्द को बहुत समय देना पड़ता था ra उनकी इस ae 
से १२ वर्षों में ललित अंग्रेजी में लिखित सहं qii की विस्तृत Be A 
अरविन्द साहित्य का एक रोचक अंग वन गड इन सरल और सरस ल 
आत्मीयता है, एक निजीपन है, एक महायोगी द्वारा साधका को se 5 
दी गई उचित सामग्री है जिसमें न बौद्धिक उलझन हैं, न pa का 
व्याख्याएं । श्री अरविन्द के हाथ के सुन्दर अक्षरों में Ro 
ने अमूल्य सम्पत्ति के रूप में वर्षों तक अपने पास रखा त ae 
ही उनका उपयोग रहा किन्तु कालान्तर म उनके eee eS 
विन्द के पत्र (भाग १,२), कारिस्पाण्डन्स बिद श्री अर यी ae ae iS 
lS he a ae दर्शन, साधना आदि पर 
अरविन्द के इन पत्नों में जीवन का उद्देश्य, दण mani oe महत्वपुर्ण सामग्री 
सुन्दर सामग्री के अतिरिक्त कितने ही अन्यान्य Mp नाटय 
मिलती है । इत विषयों में दर्शन, विज्ञान, राजनीति, मा = eee eS 
प्रेम, भक्ति, कर्म, ध्यान, चितेन, एकाग्रता, नीरवता, दुजा, TAS 


पद्धतियां माताजी, श्री i 
निद्रा, स्वप्न, रोग, उन्माद, औषधि, चिकित्सा पड * a aie i 
अरविन्द का अपना जीवन इत्यादि समाविष्ट हैं| द अतिमानस rae i 
मानस आदि कठिन तत्वों पर महाँ सरल भाषा १ पट ति ही ; ae ae है कि श्री i 
इन पत्नों में से अनेक के द्वारा इस धारणा का भी किक Se i 
अरविन्द सदैव गम्भीर वने रहने वाले, कभी न हँसते वाले, 
हँसते, खिलखिलाते, उपहास करते Tal पल के वही व्यक्तित्व की 
सामने आता है। सभी प्रकार के पत्रों से 


i झांकी यहां प्रस्तुत 
एक अन्तरंग झलक है। इन पत्नों की एक बहुत संक्षिप्त झाँकी यहां प्रस्तुत 
है। 


| 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महायोगी श्री अरविन्द 


m 
wo 


साहित्यिक शेली श्रोर योग 

श्री नीरदवर्ण ने श्री अरविन्द से पूछा था कि प्रभावी शैली के लिए अध्ययन 
आवश्यक है तो आपको अपनी शैली बनाने में अत्यधिक अध्ययन से बड़ी सहायता 
मिली होगी । श्री अरविन्द का उत्तर था--"क्षमा करिए ! मैंने कभी शैली को 
बनाया नहीं, कोई भी सजीव शैली बनाई नहीं जा सकती | यह तो दूसरी जीवित 
वस्तुओं के,समान ही जन्मती है और विकसित होती है। निस्सन्देह इसका पोषण 
मेरे अध्ययन से हुआ होगा किन्तु यह अध्ययन विशाल नहीं था--मैंने अपेक्षाकृत 
कम पढ़ा है-- (भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पचास गुना या सौ गुना 
तक भी पढ़ा है), केवल मैंने उस थोड़े से अधिक लाभ उठा लिया है। शेष के लिए 
तो योग ही है जिसने मेरी शैली को चेतना, सूक्ष्मता और चिन्तन व अवलोकन की 
विशुद्धता, वृद्धिंगत प्रेरणा और उचित विचार, शब्द-रूप, ठीक विम्व और रूप के 
वृद्धिगत अन्तः प्रज्ञात्मक विवेक (आत्मालोचक) के विकास द्वारा विकसित किया 
है। 

श्री नीरदवर्ण ने फिर प्रश्‍न किया कि क्या यह योग-शक्ति को अनावश्यक 
महत्त्व देना नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक विषयों में तो उसका महत्त्व स्वीकार्य है 
किन्तु कलात्मक या वौद्धिक बातों में उसका क्या महत्त्व ? श्री दिलीप कुमार राय 
का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बह योगबल न पाता तो भी ऐसा ही होता । 
श्री अरविन्द ने समझाते हुए लिखा था कि यदि योगशबित का लाभ नहीं मानोगे 
तो एक अच्छी कविता भी न लिख पाने वाले दिलीप कुमार राय को यहां आने के 
बाद शीघ ही लयपू्ण, छंदोबद्ध रचना करने में निपुण कवि के रूप में विकास की 
कैसे व्याख्या करोगे ? और फिर स्वयं अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था 
कि वे चित्रकला को बिना सीखे ही योग-शक्ति द्वारा ही तो घंटे भर में वर्ण, रेखा 
और परिरूप का बोध प्राप्त कर सके थे। और कांट या हीगेल या ह्यूम या बर्कले 
सदृश कठिन दार्शनिकों के लिखे हुए एक पृष्ठको पढ़कर ही “स्तब्ध और अबूझे 
और थके या पूर्ण उदासीन” हो जाने वाले वे स्वयं योग-शक्ति से ही तो ‘ea’ 
प्रारम्भ करते ही पृष्ठ-पर-पृष्ठ लिखने लगे थे और “अब एक महान दार्शनिक के 
रूप में प्रसिद्ध हैं।” पहले दो मासों के परिश्रम से जो एक-दो कविता लिखी जा 
सकती थी, उसके स्थान पर प्राणायाम व एकाग्रता के अभ्यास के उपरांत एक दिन 
में पृष्ठ-पर-पृष्ठ लिखने तथा एक बड़े दैनिक पत्न के सम्पादन को क्षमता तथा 
प्रत्येक मास दर्शन के ६० पृष्ठों को लिखने की क्षमता प्राप्त कर ली थी | अंत की 
कुछ पंक्तियां एक शिक्षक की वाणी में आत्मीयता भरी डांट लिए हुए हें-- “कृपया 
कुछ विचार करो और सीधा अनाप-शनाप मत बोला करो । जो काम सामान्यतया 
एक लम्बे परिश्रमपुर्ण, निष्ठायुक्त और गम्भीर संवर्धन से हो सकता हो, वही योग 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधकों को पत्र ६७ 


द्वारा कुछ क्षणों या कुछ दिनों में भी किया जा सके तो भी इससे योग-वल की 
सामर्थ्यं स्वयं सिद्ध हो जाती है । कितु जो क्षमता थी ही नहीं, वह शी घ एवं स्वतः 
प्रवुद्ध हो जाती है या दुर्बलता उच्चतम शवित में परिवर्तित हो जाती है या एक 
अवरुद्ध गुण उतनी ही शीघ्रता से धारावाहिक व सरल प्रभुता में परिवर्तित हो 
जाता है। यदि तुम इस प्रमाण को भी न मानो, तो तुम्हें कोई प्रमाण भी मनवा 
नहीं सकेगा क्योंकि तुम दूसरी प्रकार से सोचने का निश्चय कर चुके हो ।” कितनी 
सरल और मर्मस्पर्शी तथा तर्कसम्मत व संतुलित भाषा में वात कही गयी है! 


भारतमाता -एक सत्य 


श्री नीरदवर्ण ने पूछा था कि आपने जो यह्‌ लिखा था कि आप भारत को जड़ 
पदार्थं मात्र नहीं अपितु सजीव माता मानते हैं तो कया यह सत्य की अनुभूति के 
अनुसार लिखा गया था या मात्र काव्यात्मक या देश-भक्तिपूर्ण उद्गार था ? श्री 
अरविन्द ने उत्तर में लिखा था --/प्रिय श्रीमान्‌ जी ! मैं भौतिकवादी नहीं हूं । यदि 
मैंने भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र के रूप में देखा होता, जिसमें अनेक कम 
या अधिक रोचक लोग रहते हैं, तो उस तथाकथित क्षेत्र के लिए मैंने अपना मार्ग 
त्याग कर इतना न किया होता ।” फिर उन्होंने व्यंग्यपूर्वंक कहा था कि इसे मात्र 
काव्यात्मक या देशभक्तिपूर्ण उद्‌गार कहना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मांस, 
त्वचा, हड्डियों आदि को तो यथार्थ माने किंतु मन व आत्मा को मात्र मनो- 
वैज्ञानिक संस्कार माने जो “खाए हुए भोजन से और ग्रंथियों की क्रिया से निमित 
हैं।” 
भविष्य का भारत--बोल्शे विज्ष्म या गुंडाराज ? 


१६ सितम्बर १९३५ के एक प्रश्‍न में श्री नीरदवर्ण ने पूछा था कि बंगाल में 
हिन्दू परिवारों पर मुसलमानों के अत्याचारों के जो समाचार मिले हैं उनसे बड़ी 
निराशा होती है, स्वतन्व भारत में तो यह सव रुकेगा न ? स्वतन्त्रता तो आएगी 
ने? श्री अरविन्द ने उत्तर दिया था--“हां, वह सव निश्चित हो चुका है । केवल 
उसके क्रियान्वयन की वात रह गई है । प्रश्‍न यह है कि भारत अपनी स्वतन्त्रता से 
क्या करेगा ? उपर्युक्त प्रकार का काम ? वोल्शेविज्म ? गुंडाराज ! बातें अनिष्ट- 
सूचक लगती हैं 1” 

दो दिन बाद श्री नीरदवर्ण ने उनसे कहा था कि भारत स्वतन्त होकर क्या 
jd यह चिता व्यर्थ हे । आप पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भारत को 
स्वतंत्र करा दीजिए---आपका 'अतिमानस' सब ठीक कर देगा । इत्यादि | श्री 
अरविन्द का उत्तर मीठी फटकार से भरा हुआ था--*तुम सर्वाधिक अविवेकी 
प्राणी हो । मैं तुम्हें तर्कुक्त बात करना और बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न कर रहा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५ महायोगी श्री अरविन्द 


हूं, कितु लगता है कि सव व्यर्थ ही रहा । कया मैने तुम्हें नहीं बता दिया हे कि स्वतं- 
वता की व्यवस्था हो चुकी है और ठीक-ठाक वह स्वयं को विकसित कर लेगी। 
तब उसमें मेरे परेशान होने का अब क्या लाभ हे ? भारत अपनी स्वतंत्रता से क्या 
करेगा इसकी अभी व्यवस्था नहीं हुई है- और इसीलिए, मैं इस विषय की चिता 
कर रहा हूं । पूंछ पकड़ कर 'अतिमानस' को घसीट लाना बेसिर-पैर की बात है। 
कुछ व्यावहारिक और समझदार बनो ।” 


वाह रे aa ! 

& फरवरी १६३५ के पत्र में श्री नीरदवर्ण ने कहा था कि आप अपने उदा- 
हरण से अपने तरको की पुष्टि करते हैं और अपने विचारों को पुष्ट करते हैं तो 
इससे सिद्ध तो कुछ होता नहीं क्योंकि अवतारों के लिए जो संभव है वह हमारे 
जैसे सामान्य मातवों के लिए संभव नहीं है। श्री अरविन्द ने उत्तर में लिखा 
था---“यदि मैं इन बातों को कर सका या वे मेरे योग में घटित हो सकीं तो इसका 
अथे यह है कि वे की जा सकती हैं और इस कारण पार्थिव चेतना में ये विकास 
और रूपान्तर संभव हैं । 

इस पर श्री नीरदवर्ण ने अन्तनिहित शक्तियों का सिद्धान्त रखा । श्री अरविद 
ने उसे खोखला सिद्ध किया क्योंकि जब यह ज्ञात ही नहीं हो सकता कि कया छिपा 
है. क्या छिपा नहीं है, तब तो, यदि कायरों को योग द्वारा वीरों में बदला जा सके 
तो बाद में यह कह देना कि यह शक्ति तो अंतनिहित थी, कोई तर्क नहीं हुआ । 
श्री अरविन्द ने स्पष्ट लिखा था कि प्रकृति के नियमों को जानते, न जानने और 
हा उच्चतर शक्ति से बदल पाने, न बदल पाने पर ही सब कुछ निर्भर करता 

| 

अगले दिन श्री नीरदवर्ण ने तकं दिया कि चूंकि 'ये बातें' आप में हो सकी, 
इसलिए पार्थिव चेतना में संभव है। कितु इतिहास में केवल एक ईसा, एक बुद्ध, 
एक कृष्ण हुए हैं, ऐसे ही 'एक अरविन्द' भी रहेंगे । यह नियम टूट कैसे सकता छ! 
क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए यह कभी नहीं हो सकता। श्री अरविन्द 
का उत्तर था-- वाह रे तर्क ! क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए यह कभी 
नहीं हो सकता ! तब तो पृथ्वी का सारा विकास जीवद्रव्य (प्रोटोप्लाउम) के बहुत 
पहले ही रुक गया होता। जब ये केवल गैसों का समूह था, जीवन नहीं था तो 
जीवन नहीं हो सकता था--जब जीवन ही था, मन नहीं था, तब मन नहीं हो 
सकता था । अब मन है किन्तु उससे परे कुछ नहीं, किसी में अतिमानस की अभिः 
व्यक्ति नहीं हुई है, अतः अतिमानस कभी नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह ! 
mam! शाबाश ! बाहरी मानव-तकंबुद्धि ।” आगे उन्होने इसका खण्ड 
किया था कि उन्हें अबतार मानकर उनकी सफलताओं को दूसरों के लिए असंभव 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधकों को पत्र ६६ 
माना जाए । श्री अरविन्द के शब्द थे--“प्रश्‍न यह्‌ नहीं था कि ऐसा पहले हुआ या 
नहीं अपितु यह कि क्या यह किया जा सकता है? ***प्रश्‍न यह था कि नवीन 
शक्तियां, जो अभी तक इस जीवन में, व्यक्तित्व में अभिव्यक्त न हुई हों, योग बल 
से अकस्मात प्रकट हो सकती हैं या नहीं । मैं कहता हूं कि वे हो सकती हैं और मैंने 
अपना उदाहरण प्रमाण रूप में दिया था। मैं दूसरे उदाहरण भी दे सकता था।” 
वाद में ११ फरवरी के पत्र में श्री नीरदवर्ण ने पूछा था कि मेरे 'कुतर्क' पर 
कुछ बताइए । श्री अरविन्द ने तव उन्हीं के पूछे गए प्रश्नों की भाषा में से लिखा 
था--- 
“कुतर्क क्रमांक १--क्योंकि कुछ चीज़ें हुई नहीं हैं इसलिए वे होंगी भी नहीं । 
क्रमांक २--क्योंकि श्री अरविन्द अवतार हैं, अतः उनकी साधना का 
मानव जाति के लिए कोई अर्थ नहीं है । 
क्रमांक ५-- (और अंत में, स्थानाभाव के कारण) 
क्योंकि मैं डाक्टर हूं अतः हास्य हो तो भी मैं समझ नहीं 
पाता ।” 


पत्रों में कविताओं का विनोद 


कभी-कभी श्री नीरदवर्ण विनोद में चटपट कविताएं लिखते, श्री अरविन्द का 
उत्तर भी सरस होता । २१ नवम्बर, १६३६ को श्री नीरदवर्ण ने लिखा था-- 
“गुरु, 
मेरा सर, मेरा सर 
और कम्बख्त ज्वर-- 
मैं तो गया आधा मर ।” 
श्री अरविन्द ने उत्तर में लिखा था कि “कल्पना करो कि तुम किसी नाजियों 
के नजरबन्दी-शिविर में जर्मन-कम्युनिस्ट होते तो तुम्हारे साथ क्या बीतती, तव 
तुम्हें लगेगा कि केवल ठण्ड व सिर-दर्द उसकी तुलना में कितने कम कष्ट हैं-- 
दूर करो ठंडक को 
उतार फेंको ज्वर, 
हो प्रसन्न, साहसी वनो 
रहो चिर अमर 1” 
अस्वस्थ श्री नीरदवर्ण के एक पत्र में (६ मां, १९३६) फिर एक कबिता 
थी--- 
“मेरा फफोला फूट गया और देख आप लो । 
उदासी से मुक्त मैं गया हो | 
हैं «>> गुरु देव, धन्यवाद आपको |” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०० महायोगी श्री अरविन्द 
श्री अरविन्द ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति त्याग लगा- 
कर फफोला फोड़ने में सफलता पाई थी और फिर लिखा था-- 

“तदर्थं धन्यवाद ईश्वर को ! 

फफोले से मुक्‍त हुए 

कविताओं को रचते हुए 

हँसो और मोटे बनो ।” 
जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य 

श्री अरविन्द के पत्रों में गम्भीर सामग्री भी विपुल है जो साधकों के लिए 

आवश्यक थी ही। एक साधक को उन्होंने लिखा था--“भगवत्प्राप्ति ही आध्या- 
त्मिक सत्य तथा आध्यात्मिक जीवन की खोज का सर्वप्रथम उद्देश्य हे; यही एक- 
मात्र ग्रावश्यक वस्तु है और सब कुछ इसके बिना निरर्थक है । भगवान जव मिल 
जाएं तो फिर उन्हें अभिव्यक्त करना"*"। जड़ प्राकृतिक स्तर पर एकता का तत्त्व 
क्रियान्वित करना या मानव जाति के लिए काम करना सत्य का मानसिक मिथ्या 
रूपान्तर है--ये चीज़ें आध्यात्मिक ग्रन्वेषण का प्रथम या सच्चा उद्देश्य नहीं हो 
सकतीं | 


भगवान से 'आ।नन्द' के लिए प्रेस नहीं 


एक साधक को उन्होंने लिखा था कि उसका यह दृष्टिकोण ठीक नही है कि 
“क्योंकि हमें ज्ञात है कि भगवान से मिलन आनन्द उत्पन्न करेगा, अतः आवश्यक 
रूप में आनन्द के लिए ही हम मिलन चाहते हैं ।” श्री अरविन्द के अनुसार, भगवान 
से उनके निज के लिए, निहेतुक, प्रेम करना चाहिए। उन्होंने तीन उदाहरण दिए 
थे-“ऐसा घटित हो चुका है और मनुष्यों ने भोग या प्रतिफल की किसी भी 
आशा के बिना स्त्रियों से प्रेम किया है, उम्र ढल जाने और सौन्दर्य समाप्त होने के 
बाद भी स्थिरतापूर्वक, प्रगाढ राग से प्रेम किया है,” और “देशभक्त अपने देश से 
केवल तभी प्रेम नहीं करते जब वह्‌ समृद्ध, शक्तिशाली, महान होता है और उसके 
पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ होता है, अपितु देशप्रेम तभी अत्यन्त प्रचण्ड, 
प्रगाढ, पूर्ण निरपेक्ष रहा है जब देश निर्धन, अवनत ग्रौर दीन था और अपनी सेवा 
के प्रतिफल के रूप में देने के लिए उसके पास हानि, क्षति, यंत्रणा, कंद और मृत्युके 
अतिरिक्त कुछ नहीं था; परन्तु यह जानते हुए भी कि वे उसे अपने जीवन में कभी 
स्वतंत्र नहीं देख सकेंगे, मनुष्य उसके लिए जीते रहे, उसकी सेवा करते रहे और 
उसके लिए मरे हैं--केवल उसके 'निज' के लिए, जो कुछ वह दे सकता था, उसके 
लिए नहीं ।” और “मनुष्यों ने सबसे प्रेम किया है, सत्य के ही लिए, और उसको 
जो कुछ खोज या प्राप्ति वे कर सकते थे उसके लिए उन्होंने निर्धनता, यातना एवं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधकों को पत्र १०१ 


साक्षात मृत्यु तक अंगीकृत की है, वे सदा उसकी खोज करते रहने मात्र में भी 

दुष्ट रहं हैं, उसका पता नहीं पा सके, फिर भी उन्होंने खोज कदापि नहीं छोड़ी।” 
और इन तीनों उदाहरणों को देने के पश्चात्‌ वे निर्देश करते हैं कि भगवान जो 
किसी मनुष्य या स्त्री, देश या सिद्धान्त की अपेक्षा कहीं बड़े हैं, “क्या उन भगवान 
से उन्हीं के निज के लिए प्रेम नहीं किया जा सकता, तथा उनकी खोज नहीं की जा 
सकती ?” 


आध्यात्मिक जीवन और विवाह 


एक साधक को उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्न का मार्मिक उत्तर 
लिखा था --“पूरक आत्मा और विवाह के विषय में तुम्हारा जो प्रश्‍न है, उसका 
उत्तर देना आसान है। आध्यात्मिक जीवन का मागं तुम्हारे लिए एक दिशा में 
— विवाह विलकुल दूसरी तथा उल्टी दिशा में। पूरक आत्मा-विषयक 
सव वातचीत एक पर्दा है जिससे मन निम्नप्राणिक प्रकृति की भावनात्मक, संवे- 
दनात्मक तथा भौतिक कामनाओं को SHA की चेष्टा करता है ।* “तुम जो यथा- 
संभव आध्यात्मिक पर्दे की आड़ में, पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन के ऐश- 
आराम और भोग-विलास की तथा साधारण उत्तेजनात्मक इच्छाओं एवं स्थूल 
विषय-वासनाओं के उपभोग की लालसा की पूर्ति करना चाहते हो सो इस मार्ग के 
अन्तगत नहीं हे--अपितु ये चेष्टाएं जिन शक्तियों को विकृत करतीं तथा जिनका 
दुरुपयोग करती हैं,उन्हें शुद्ध तथा रूपान्तरित करना ही इस मार्ग के अन्तर्गत है ।” 
आगे उन्होंने समझाते हुए कहा था--“ये मानवीय और पाशविक gore कोई 
ऊंची वस्तु नहीं हैं, ऊंची वस्तु है दिव्य आनन्द जो उनके ऊपर और परे है।” 


साधना और साहित्य 


महायोगी श्री अरविन्द स्वयं उत्कृष्ट लेखक थे और साधना से साहित्य-रचना 
का विरोध नहीं मानते थे। एक पत्र में उन्होंने साहित्यकार और योगी का अन्तर 
बताते हुए लिखा था--“साहित्यकार वह होता है जो साहित्य तथा साहित्यिक 
प्रवृत्तियों से स्वयं उन्हीं के लिए प्रेम करता है। एक योगी, जो लेखन कार्य करता है, 
साहित्यकार नहीं होता क्योंकि वह तो केवल वही कुछ लिखता है जो अन्तर संकल्प 
तथा शब्द उससे व्यक्त कराना चाहते हैं । वह निजी साहित्यिक व्यक्तित्व से अधिक 
सहान किसी वस्तु का वाहन एवं यन्त्र होता St” 

अन्यत्र एक पत्र में उन्होंने लिखा था--“वोद्धिक व्यक्तियों का योगी या ऋषि 
को नीचा दिखाने का प्रयत्न भी स्वाभाविक ही है क्योंकि वे जिस चेतना को मान- 
वीय उपलब्धि का शिखर समझते हैं, योगी या ऋषि उससे ऊंची चेतना को पहुंचने 
का दावा करता है । कवि मन में ही वास करता है। वह आध्यात्मिक ऋषि तो 


CC-0. Gurukul Kangri DE 3 रि Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ महायोगी श्री अरविन्द 


नहीं होता, परन्तु वह मानवी बुद्धि के सामने मानसिक ऋषित्व के सर्वोच्च शिखर 
का प्रतिनिधि होता है ।” 
अन्य पत्र में उन्होंने लिखा था--“अन्य प्रत्येक वस्तु की भांति साहित्य को 
भी दिव्य जीवन का माध्यम बनाया जा सकता है ।” अन्यत्र उन्होंने लिखा था-- 
“साहित्य, काव्य, विज्ञान तथा अन्य अध्ययन चेतना को जीवन के लिए तैयार कर 
सकते हैं। जब कोई योग करता है तो वे साधना के अंग केवल तभी वन सकते हैं 
जब उनका अनुशीलन भगवान के लिए किया जाए अथवा यदि दिव्य शक्ति उन्हें 
उत्तरित कर दे।' 
साधना-काल में उपन्यास पढ़ने चाहिए या नहीं ? इस विषय पर मार्ग दर्शन 
करते हुए एक साधक को श्री अरविन्द ने लिखा था--“यदि उपन्यास निम्नतर 
प्राण को स्पर्श करते या उभाइते हैं तो साधक को उन्हें नहीं पढ़ता चाहिए । उसे 
तो उन्हें तभी पढ़ना चाहिए जब वह उन्हें साहित्यिक दृष्टिकोण से, मानव-जीवन 
एवं प्रकृति के एक चित्र के रूप में देख सकता है और साथ ही उस चित्र में उलझे 
बिना या किसी भी प्रतिक्रिया के अधीन हुए बिना वह उसका उसी प्रकार निरी- 
क्षण कर सकता है, जिस प्रकार योगी स्वयं इस जीवन का निरीक्षण करता है।” 
क्या मानव-प्रकृति का रूपान्तर करने में साहित्य भी उपयोगी है? श्री अरविन्द 
ने इस प्रश्‍न का अत्यन्त स्पष्ट एवं रोचक उत्तर देते हुए एक साधक को लिखा था 
र्म राम राम ! यह विचार तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ कि साहित्य लोगों का रूपां- 
तर कर सकता है? पृथ्वी-तल पर साहित्यिक जन प्रायः सबसे अधिक असाध्य 
होते हैं । बाह्य मानव-प्रकृति तो केवल गंभीर चेत्य विकास या ऊध्वं के प्रवल और 
सर्वव्यापी प्रभाव के द्वारा ही बदल सकती है 1” 


शब्द में शक्ति 


श्री अरविन्द ने शब्द में शक्ति का उल्लेख करते हुए एक पत्र में लिखा था-- 
“शब्द में शक्ति होती है--यहां तक कि साधारण लिखित शब्द में भी शक्ति है। 
यदि वह अन्तःप्रेरित शब्द है तब तो उसमें और भी अधिक शक्ति होती है । वह 
शक्ति किस प्रकार की या किस प्रयोजन के लिए होती है, यह तो अन्तः प्रेरणा के 
स्वरूप एवं विषय पर निर्भर करता है और साथ ही सत्ता के उस भाग पर भी 
जिसे वह स्पर्श करती है )-यंदि वह साक्षात्‌ परम शब्द ही है--जैसा महान धर्म- 
शास्त्रों, वेदों, उपनिषदी ओर गीता के कुछ वचनों में हम पाते हैं, तो उसमें आध्या- 
त्मिक और उन्नायक संवेग को, यहां तक कि कई प्रकार की उपलब्धियों को भी 
जागृत करने की शक्ति हो सकती है। यह कहना कि यह ऐसा नहीं कर सकता 
आध्यात्मिक अनुभूति के विरुद्ध है।” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधकों को पत्र १०३ 


हिन्दू धर्म का स्वरूप 


श्री अरविन्द ने एक साधक को हिन्दू धमं के स्वरूप पर अपना दृष्टिकोण देते 
हुए लिखा था--“हिन्दू धर्म का मेरा विचार वही नहीं है जो 'ज' का है धर्म 
सदैव अपूर्ण होता है क्योंकि इसमें मनुष्य की आध्यात्मिकता उसके उन प्रयत्नों के 
साथ मिश्रित हो जाती है जो उसकी निम्नतर प्रकृति को अज्ञानपूर्वक ऊंचा उठाने 
की चेष्ट करते हैं।-मुंझे हिन्दू धर्म उस विशाल मं दिर के समान प्रतीत होता है जो 
अपने समग्र रूप में महान है, परन्तु आधी टूटी-फूटी अवस्था में है, वारीकियों में 
विचित्र, परन्तु उस विचित्रता में भी कुछ अर्थ है--कुछ स्थानों पर वह ढह रहा है 
अथवा बुरी तरह से पुराना पड़ गया है; परन्तु वह एक ऐसा मन्दिर है जहां अगो- 
चर ब्रह्म की पूजा अब भी की जाती है और जो लोग शुद्ध भावना के साथ उसमें 
प्रवेश करते हैं, वे अगोचर की वास्तविक स्थिति अनुभव कर सकते हैं । जो बाह्य 
सामाजिक ढांचा इसने अपने दृष्टिकोण के लिए बनाया है, वह दूसरी बात है।” 


आशा का सन्देश 


श्री अरविन्द के सभी पत्रों में आशावाद फूटा पड़ता है। वे असीम आशावादी 
थे क्योंकि ईश्वरीय शक्ति की असीम करुणा पर उनकी गहरी आस्था थी जो उनकी 
अनुभूतियों से पुष्ट हुई थी । तदनुसार ही एक शिष्य द्वारा अपने निराश मित द्वारा 
आत्महत्या के विचार पर परामर्शं देते हुए उन्होंने लिखा था--“निराशा व्यर्थ है 
और आत्महत्या पूर्णतया अनुचित । मनुष्य चाहे कितनी भी ठोकरें खाए, यदि वह 
भगवान से आकांक्षा करे तो उनकी कृपा सदेव उसके साथ रहेगी और कठिनाइयों 
में से उवार लेगी ।” 

निस्सन्देह्‌ श्री अरविन्द की यह आशावादी दृष्टि प्रत्येक निराश हृदय के लिए 
वरदान है । 


FN Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११. महान साहित्य 


श्री अरविन्द के महान व्यक्तित्व का एक वैशिष्ट्य उनका गंभीर चितन तथा 
तदनुरूप लेखन है। आधुनिक युग की विश्व-भर की विभूतियों में श्री अरविन्द को 
अपने विशाल एवं साथ ही गम्भीरतम कहे जा सकने योग्य वाऊ मय के कारण 
बौद्धिकों में भी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, योगियों में तो वे असाधारण हैं ही। 
उनके महान जीवनीकार श्री पुराणी ने ठीक ही लिखा था--“श्री अरविन्द के 
व्यक्तित्व का कुछ अनुमान उनकी कृतियों से भी किया जा सकता है जिनमें ऊंचाई, 
विश्वजनीन विस्तार तथा उनके सर्वाग ग्रादर्शो व विचार की स्पष्ट झांकी मिलती 
है । उनकी रचनाएं एक प्रकार से उनके मानसिक व्यक्तित्व की सर्वोत्तम प्रतिनिधि 
हैं । उनकी प्रतिभा का सर्वतोमुखी स्वरूप, उनकी बुद्धि की भेदन-शक्ति, उनकी 
असाधारण अभिव्यक्ति-क्षमता,उनकी उत्कट निष्ठा, उनकी उद्देश्य-एकांतिकता--- 
इन सब का सहज अनुभव उनकी कृतियों के किसी भी गम्भीर पाठक को होगा । 
उसे यह भी लग सकता है कि श्री अरविन्द असीमित को सीमित में ले आए 
हैं।” 

यह देखकर आश्चयं होता है कि श्री अरविन्द के वाड मय में धर्मे, योग,दर्शन, 
मनोविज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीय वविश्व-राजनीति, भारत व विश्व-इतिहास, 
अंग्रेजी साहित्य की समीक्षा, काव्य, नाटक, भाषाविज्ञान, प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या 
इत्यादि की अद्भुत सामग्री है। उसमें मनोरम भाव भी हैं, गम्भीर विचार भी हैं। 
ऐसे-ऐसे प्रेरक विचार हैं जिनमें नवीन व सशक्त भारत का तथा अभिनव व दिव्य 
विश्व का निर्माण संभव है। वे किसी काल्पनिक उड़ान भरने वाले दार्शनिक या 
साहित्यकार की रचनाएं नहीं हैं अपितु एक सक्रिय जीवत के ७८ वर्षों के लौकिक- 
पारलौकिक अमूल्य अनुभव-कोष हैं, उपलब्धि-परिचय हैं, मार्गदर्शक संकेत हैं । एक 
ओर तो अपनी विद्वत्ता पर अभिमान करने वालों के लिए उनका साहित्य एक 
निकषं है, दसरी ओर चिंतन के क्षेत्र में अभिनव योगदान करने वालों के लिए 
उनके साहित्य का स्वाध्याय एक अनिवार्यता है क्योंकि यहां वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास की परम्परा का एक सर्वोत्तम विकसित कृतिकार है जिसने नए युग को 

जन्म देने के लिए सरस्वती की धारा बहाई । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महान साहित्य १०५ 


fag श्री अरविन्द का वाङ मय प्राय: अंग्रेजी में है और यद्यपि अब धीरे-धीरे 
सभी गद्यकृतियों का अनुवाद क्रमशः सुलभ होता जा रहा है किन्तु विषयों की 
जटिलता तथा हिन्दी अनुवादों की दुरूहता ने पाठकों का साहस प्रायः तोड़ा ही है । 
कई बार तो अत्यधिक श्रद्धा से अरविन्द-साहित्य के अध्यापन में जुटने वाले 
व्यक्तियों,को भी निराशा ही हाथ लगी है । श्री अरविन्द स्वयं भी इस कठिनाई 
से परिचित थे। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनके साहित्य को समझने के लिए दो 
बातों की बड़ी आवश्यकता है--प्रथम तो अंग्रेज़ी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान और 
द्वितीय, अभिव्यक्त विषय में रुचि और उसका प्रारम्भिक परिचय । श्री अरविन्द 
की अंग्रेजी वस्तुतः अत्यन्त उत्कृष्ट है। उसमें सरसता, लालित्य, प्रवाह, अर्थ 
गाम्भीर्यं इत्यादि तो है ही, प्रत्येक शब्द अपने आप में रत्न के समान जुड़ा हुआ 
दिखाई देता है, जिसे देखकर यही कहना पड़ता है कि ठीक भाव या विचार के लिए 
ठीक शब्द परख कर रखने की कला के विशेषज्ञ वर्ग में श्री अरविन्द अग्रगण्य हैं | 
उनकी भाषा विद्वान अंग्रेजों को भी यह कल्पना देने वाली है कि स्वयं उनकी 
भाषा में कितनी सामर्थ्यं है । 

श्री अरविन्द ने यह भी कहा था कि “आर्य पत्रिका में क्रमशः प्रकाशित उनकी 
सभी सामग्री वस्तुतः दूसरों के लिए नहीं लिखी गई थी, अपने लिए लिखी गई थी। 
'स्वांतः सुखाय' लिखने की तुलसी-भावना प्रायः प्रत्येक सच्चे लेखक की भावना 
होती ही है। श्री अरविंद ने भी प्रायः अपने समाधान के लिए, अपने मन-मस्तिष्क 
का बोझा कम करने के लिए लिखा अवश्य किन्तु विश्व-भर के बौद्धिकों के लिए 
उसमें अमूल्य रत्न दिखाई पड़े और इस प्रकार श्री अरविद-साहित्य विश्व-साहित्य 
का श्वृंगार बन गया । 

यद्यपि श्री अरविद के विचारों में अनेक ऐसे हैं जिन तक पहुंच पाना सामान्य 
जन के लिए असंभव लग सकता है परन्तु श्री अरविद-साहित्य से दूर रहना भी तो 
संभव नहीं है। गौरीशंकर के उच्च और चमचमाते शिखर का अपना आकषण 
होता ही है। उस तक जोखिम उठाकर भी पहुंचने की तीव्र लालसा मानव-मन के 
लिए स्वाभाविक है और श्री अरविद के भक्तों व प्रशंसकों में से अनेक न उनके 
कठिन साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया है और उसका मंथन कर नवनीत को 
अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया है । इन श्रद्धेय महात्माओं में श्री पुराणी, डा० 
रसेन, प्रोफेसर आयंगार, डा० नीरदवर्ण, श्री केशवमूति, डा० सेठना, श्री छोटे 
नारायण शर्मा इत्यादि कितने ही नाम उल्लेख्य हैं। डा० रामनाथ शर्मा, डा० विश्व- 
नाथ प्रसाद वर्मा, डा० शि वप्रसाद सिंह इत्यादि ने विवेचनात्मक एवं तुलनात्मक 
FR में श्री अरविद के विचारों व कृतियों पर जो कार्य किया है वह भी स्तुत्य 


*है । श्री अरविन्द द्वारा लिखित कृतियों तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व, साहित्य 


एवं विचार-दर्शन पर लिखित सैकड़ों कृतियों की एक अत्यन्त संक्षिप्त सूची 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०६ महायोगी श्री अरविन्द 


ही यहां प्रस्तुत की जा रही है जो उनके महान कृतित्व की एक झलक तोदेही 
सकती हे । 


श्री अरविन्द को कृतियां 


१. श्री अरविन्द-जन्म-शताव्दी के भ्रवसर पर प्रकाशित अंग्रेजी 
व हिन्दी में सम्पूर्ण श्री अरविन्द-सा हित्य 

श्री अरविद के सम्पूर्ण साहित्य को अंग्रेजी में ३० खण्डं में प्रकाशित करने 
का कार्य श्री अरविद-आश्रम (पांडीचेरी) ने जन्म शताब्दी पुस्तकालय संस्करण के 
ताम से किया है । अंग्रेजी में इत ३० खण्डों की योजना इस प्रकार कार्यान्वित हुई 
ट 
. वन्देमातरम्‌ 
. कर्मयोगिन्‌ 
. दि हारमोती आफ वचू : ग्रली कल्चरल राइटिग्स 
. राइटिग्स इन बंगाली 
. कलेक्टिड पोइम्स : दि कम्पलीट पोइटीकल वर्क्स 
« कलेक्टिड प्लेज़ ऐण्ड शाट स्टोरीज, पार्ट वन 
. कलेकिटिड प्लेज ऐण्ड शार स्टोरीज, पार्ट टू 
. ट्रांसलेशन्स 
. दि फ्यूचर पोइट्री ऐण्ड लेट्स आन पोइट्री, लिटरेचर ऐण्ड आर्ट 
. दि सीक्रेट काफ़ दी वेद 
. हिम्स ट्‌ दि मिस्टिक फ़ायर 
. दि उपनिषद्स : टेक्स्ट, ट्रांसलेशन्स ऐण्ड कामेन्टरीज 
« wast आन दि गीता 
. दि फाउण्डेशन्स काफ़ इण्डियन कल्चर 
- सोशल ऐण्ड पोलिटिकल थाट (दि ह्यूमन साइकिल, दि आइडियल 

आफ ह्यूमन यूनिटी, वार ऐण्ड सेल्फ डिटमिनेशन) 

- दि सुप्रामेण्टल मे निफेस्टेशन अपान अर्थ ऐण्ड अदर राइटिंग्स 
. दि आवर आफ गाड tos अदर राइटिग्स 
- दि लाइफ़ डिवायन, भाग १ और २ (खण्ड १) 
- दि लाइफ़ डिवायन, भाग २ खण्ड २ 
- दि सिन्थेसिस आफ योग, भाग १ व २ 
: दि सिन्येसिस आफ योग भाग ३ व ४ 
- लेटस आन योग भाग १ 


NEN HK XS 


m 


NS NO NN 
ww AD wo ० 


vo vo 
टॅ. (६ 


~~ 
G a 


~ “2 
= घा 


NNN 
anno 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महान साहित्य १०७ 


२३. लेटसं आन योग भाग २व ३ 

२४. लेटर्स आन योग भाग ४ 

२५. दि मदर 

२६. आन हिम्सेल्फ़ 

२७. सप्लिमेंट्री 

२८. सावित्री: ए लीजेंड ऐण्ड ए सिम्बल, भाग १ 

२९. सावित्री : ए cists ऐण्ड ए सिम्त्रल भाग २ 

३०. इण्डेक्स 

हिन्दी में जो साहित्य इस योजना के अंतर्गत अनुदित रूप में प्रकाशित हुआ 
हे या होगा वह २० खण्डो में है तथा गद्य-कृतियों तक ही सीमित है । 


| २. श्री अरविन्द की वर्गोकृत कृतियां 


(क) दर्शन व साधना-सम्बन्धी : 

दिव्य जीवन (दि लाइफ़ डिवायन) 

- योग-समन्वय (सिन्थेसिस आफ़ योग) 

- भागवत मुहूतं (दि आवर आफ़ गाड) 

योग और उसका उद्देश्य (योग ऐण्ड इट्स आब्जेक्ट्स) 
५. विकास (इवॉल्यूशन) 

६. इस विश्व की पहेली (दि रिडिल आफ दि यूनिवर्स ) 

। ७. माता (मदर) 

८. विचारमाला व सूत्रावली (थाट्स ऐण्ड एफारिज्म्स ) 


x aw A vo 


(ख) रसात्मक साहित्य : 
&. सावित्री : एक आख्यान और एक प्रतीक (सावित्री : ए लीजेण्ड ऐण्ड 
ए सिम्वल) : 
१०. विविध कविताएं, नाट्य कृतियां व कहानियां तथा अनुवाद 
(२२८ कविताएं, ८ पूर्ण तथा ४ अधूरी नाट्य कृतियां तथा ४-५ पूर्ण-अपूर्ण 
लघु कथाएं, संस्कृत, वंगला आदि की विविध कृतियों के आंशिक या पूर्णानुवाद ) 


(ग) प्राचीन ग्रन्थों की व्याख्याएं l 
RC १. वेद-रहस्य (दि सीक्रेट आफ़ दि वेद) 
१२. रहस्यमय अग्नि के सूक्त (हिम्स टू दि मिस्टिक फ़ायर) | 
१३. उपनिषद्‌-दंर्शन (फ़िलासफ़ो आफ़ दि उपनिषद्स ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०८ महायोगी श्री अरविन्द 


१४. उपनिषदों के अंग्रेजी अनुवाद तथा अनुवाद-सम्वन्धी कुछ निबन्ध 
१५. गीता-प्रबन्ध (एसेज आन दि गीता) 


(घ) भारतीय धमं, संस्कृति ओर समाज 


१६. भारतीय संस्कृति के आधार (फ़ाउंडेशन्स आफ़ इंडियन कल्चर) 

१७. धर्म और जातीयता 

१८. भारत का मस्तिष्क (ब्रेन आफ़ इंडिया) 

१९. बंकिम-तिलक-दयानंद | 
२०. भारत में पुनर्जागरण (रिनेसां इन इंडिया) | 


(=) मानवता 


२१. मानव-चक्र (दि हा मन साइकिल) 
२२. मानव-एकता का आदर्श (दि आइडियल आफ़ ह्य_मन यूनिटी ) । 
२३. युद्ध और आत्मनिर्णय (वार tus सेल्फ डिर्टामनेशन) 


(च) साहित्य-समीक्षा 


२४. भावी कविता (फ्यूचर पोइटी) 
२५. व्यास और वाल्मीकि (व्यास ऐण्ड वाल्मीकि) 
२६. कालिदास (भाग १, २) 


(छ) विविध कृतियां । 


२७. निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धान्त (दि डाक्ट्रिन आफ़ पैसिव रेसिस्टेंस ) 

२८. अतिमानव (हि सुपरमैन) 

२९. विचार और झलकियां (थाट्स ऐण्ड ग्लिम्प्सिज़) 

३०. मृतकों का वार्तालाप (कान्वसँशन्स आफ़ दि डेड) 

३१. कर्मयोगी का आदर्श (आइडियल आफ़ दि कर्मयोगिन ) 

३२. पुनजंन्म की समस्या (दि प्राब्लम आफ रिबर्थ ) 

३३. जगन्नाथ का रथ | 

३४. विचार और समीक्षाएं (व्यूज़ ऐण्ड रिव्यूज़) तथा 

३५. सम्पादित पत्र, पत्राचार इत्यादि 

श्री अरविन्द की सभी कृतियों का संक्षिप्त परिचय देना भी एक स्वतंत ग्रन्थ 
का विषय है किंतु उनकी कुछ प्रमुख कृतियों की मात्र रूपरेखा का संक्षिप्त परिचय 
यहां प्रस्तुत है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महान साहित्य १ 


१. दिव्य जोवन (दि लाइफ डिवायन) 


श्री अरविन्द कृत 'दिव्य जीवन” (दि लाइफ़ डिवायन) तत्त्वदर्शन का एक 
अद्भुत ग्रन्थ है । इस विशाल कृति के दो भाग हैं--प्र थम है “सर्वव्यापी सत्तत्त्व 
और fava’, द्वितीय के दो खण्ड हैं-'अनन्त चित्‌ तथा अज्ञान' और ‘ara तथा 
आध्यात्मिक विकास” । प्रथम में २८ अध्याय हैं और द्वितीय के प्रत्येक खण्ड में १४ 
अध्याय | इस प्रकार कूल ५६ अध्यायो में १२७८ est की सामग्री सँजोई गई है । 

श्री अरविन्द-दशैन की तात्त्विक मीमांसा अत्यन्त कुशलतापूर्वक इस कृति में 
मिलती है। संसार और ब्रह्म में कोई विरोध नहीं है, ब्रह्म ही अवरोही क्रम में जड़- 
तत्त्व तक पहुंचता है और जड़तत्त्व ही आरोही क्रम में अपने ब्रह्म-स्वरूप को प्राप्त 
करता है--क्रमशः प्राण, मन, अतिमन से होते हुए । श्री अरविन्द के अनुसार 'मन' 
से बढ़कर 'अतिमन' (अर्थात्‌ प्राचीन भाषा के 'विज्ञान') तक पहुंचने की प्रकृति- 
' योजना ही उस मानव-आकांक्षा का मूल है जो दिव्य जीवन, अमरत्व आदि की 
खोज के रूप में प्रकट होती रही है । श्री अरविन्द का दर्शन उनकी अनुभूतियों पर 
तो आधारित है ही, वेद, उपनिषद, गीता आदि केद्वारा भी निर्दिष्ट है, यह श्री अर- 
विन्द ने प्रस्थापित किया है। श्री अरविन्द का दर्शन अद्गत वेदान्त का ही निर्मलतम 
रूप है जिसमें सव कुछ ‘Fa’ ही है, न केवल 'अयमात्मा ब्रह्मा' अपितु ‘ad खल्विदं 
ब्रह्म भी । श्री अरविन्द के अनुसार आत्मा स्वयं सच्चिदानन्द है और संसार को 
अज्ञान को दृष्टि से देखने के स्थान पर ज्ञान की दृष्टि से देखना ही जगत के सच्चि- 
दानन्द रूप को देखना है। विकास-क्रम में मानव 'अतिमानव बनेगा क्योंकि जड़तत्त्व 
में घ्राण, फिर मन तो प्रकट हो चुके अब 'अतिमन' प्रकट होगा और तब पृथ्वी पर 
दिव्य जीवन, “स्वगं ' की कल्पना साकार होगी | इसी पृथ्वी पर अतिमानस के अव- 
तरण के लिए ही श्री अरविन्द की साधना चलती रही थी । उनकी सम्पूर्ण साधना 
का तत्त्वदर्शन “दिव्य जीवन ग्रन्थ में विद्वत्तापूर्वक समाहित है | श्री अरविन्द-दर्शन 
प्लेटो, स्पिनोज़ा, हीगेल आदि के बौद्धिक स्तर का तो है ही, उसका वैशिष्ट्य यह 
है कि वह महायोगी की अनुभूति पर आधारित है, अनुभव का क्रमवद्ध विवेचन, 
बौद्धिक प्रतिपादन मात्र है जबकि पाश्चात्य दार्शनिक निरेचितक थे, अनुभूति के 
स्रोत योग से अनभिज्ञ | 

निस्सन्देह्‌ 'दिव्य जीवन” को 'अतिमानस का घोषणापत्र कहा जा सकता है । 
उसमें तत्त्व, हित और पुरुषार्थ की उत्कृष्ट सामग्री है। उसमें अनवरत, अगाध, 
o सूक्ष्म और कठिन चिंतन का उत्कृष्ट परिपाक है । विश्व-भर के विविध 
विचारों और अनुभूतियों को स्वीकार ही नहीं, यथास्थान प्रतिष्ठित करने वाला, 
एक महान संश्लेषणात्मक, समन्वयात्मक विचारदर्शन इस भव्य कृति में मिलता 
है। अंग्रेज उपन्यासकार डोरोथी रिचाडेसन के ये शब्द निस्सन्देह सारपूर्ण हैं-- 


(०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११० महायोगी श्री अरविन्द 


“क्या श्री अरविन्द से अधिक समन्वयात्मक चेतना पृथ्वी पर कभी रही है ? वह तो 
इस शब्द की चरभसीमा तक एकीकरण करने वाले हैं ।' इसी कारण ग्रन्थ पर 
मुग्ध होकर स्वर्गीय डा? एस ० के० मैत्रने लिखा था कि यह भावी दर्शन है, विश्व- 
दर्शन है । 
इस ग्रन्थ की पंक्ति-पंक्ति ज्ञान-कोष है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य 
“वस्तुओं को स्थिर रूप से तथा उनको समग्र भाव से देखना मन के लिए 
संभव नहीं, परन्तु परात्पर अतिमानस का तो यह अपना स्वभाव ही है।” 
x x x 
“एकता में विभिन्नता व्यक्त जगत का विधान है, अतिमानसिक एकीकरण 
तथा संयुक्तीकरण इन अनेकताओं को अवश्य समन्वित करेगा, किन्तु उनका मूलो- 
च्छेद कर देना प्रकृतिस्थ आत्मा का उद्देश्य नहीं SU” 
x x x 
“सान्त भी अनन्त की एक स्थिति है, उसका विरोध नहीं; व्यक्ति तो विश्व 
तथा परात्पर की आत्माभिव्यक्ति है, उसका विरोध नहीं और न उससे सर्वथा 
fart कोई वस्तु है।' 


Su 


२. 'सावित्री' 

श्री अरविन्द कृत 'सावित्री' महाकाव्य तीन भागों में है जिसके कुल १२ Tat 
में ४९ सर्गो की योजना की गई है। श्री अरविन्द की योजना ५१ सगो की थी 
और दो सगं अवश्य ही खो गए माने जाते हैं क्योंकि अष्टम पर्व “मृत्यु पर्व' में एक 
ही सर्गं उपलब्ध है जिसको 'सर्ग ३' लिखा गया है। निस्सन्देह यह एक विशाल 
ग्रन्थ है और श्री अरविन्द के दर्शन व साधना की काव्यबद्ध झांकी कही जाने योग्य 
कृति है । सावित्री-सत्यवान की प्रसिद्ध कथा को जो 'महाभारत' में लिखित है, 
ग्रहण करके एक अद्भुत कलात्मकता के साथ प्रतीकों की भाषा में प्रस्तुत किया 
गया है । महाभारत में जो कथा केवल १८ श्लोकों में वणित है, उसको २३८१३ 
उत्कृष्ट काव्य पंक्तियों में प्रस्तुत करना एक योगी-कवि के लिए ही संभव प्रतीत 
होता है। 

यह्‌ महाकाव्य जनसाधारण के लिए नहीं है। कोई भी सूक्ष्म कला पाठक से 
भी कला-अभिज्ञता की मांग करती है। 'सावित्री' महाकाव्य में भी यही बात है | 
“ 'सावित्ी' ऐसे दर्शन या अनुभव का अंकन है जो साधारण नहीं है और साधारण 
मन के अनुभवों से बहुत दूर है।” पाठक में यदि पर्याप्त बौद्धिक ज्ञान या साधता 
से प्राप्त क्षमता होगी, तभी वह उसे समझने में प्रवृत्त हो सकेगा, सफल हो सकेगा 
और अद्भुत आनन्द प्राप्त कर सकेगा | एक आदर्श काव्य के समान ही इसकी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मंहान साहित्य १११ 


रचना महाकवि ने 'स्वान्तःसुखाय' की थी, दूसरों के लिए नहीं । उनके शब्दों में 
ही--“यदि मेरे मन में सामान्य पाठकों के लिए 'सावित्री' लिखने की वात होती 
तो मैं 'सावित्री' विलकुल लिखता ही नहीं । वास्तव में मैंने स्वयं अपने लिए 
“सावित्री' लिखी है और***'* उन लोगों के लिए लिखी है जो अतिमानस के स्तर 
पर कार्य कर सकते हैं 1” 

“सावित्री” महाकाव्य के स्वरूप को प्रोफेसर रेमण्ड फ्रॅंक पाइपर के शब्दों में 
सुन्दरता से रखा गया है “हम जानते हैं कि हमें कलात्मक सीमाओं की परा- 
काष्ठा तक काव्यकला का उपयोग, मानव जाति की शाश्वत जीवन-प्राप्ति और 
लालसा तथा संघर्षो को अभिव्यक्त करने के लिए करना चाहिए। और सौभाग्य 
से तात्त्विक व रहस्यवादी काव्य के एक वृहत्‌ नए रूप ने नवीन प्रकाश-युग का 
का उद्घाटन कर दिया Zi १६५० में दिवंगत होने से पूर्व प्रायः पचास वर्षो 
में श्री अरविन्द ने इसकी रचना की थी जो संभवत: अंग्रेज़ी भापा का सबसे महान 
महाकाव्य है और आधुनिक विश्व की किसी भी भाषा में सबसे विशाल काव्य- 
रचना है। मैं निर्भयता से यह कहने का साहस कर सकता हूं कि यह आज तक 
रचित विश्वपरक कविताओं में सबसे अधिक विस्तृत, सुगठित, सुन्दर और पूर्ण है। 
इसमें प्रतीक रूप से आदिकालीन विश्वव्याप्त शून्य से लेकर पृथ्वी के अंधकार और 
संघर्षों में होते हुए अतिमानसिक आध्यात्मिक अस्तित्त्व के उच्चतम प्रदेशों तक 
सब कुछ है और यह मानव से सम्बन्धित प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वात को ऐसे काव्य के 
द्वारा प्रकाशित करती है जो अद्वितीय विशालता, भव्यता और आलंकारिक कान्ति 
से युक्त है । संभवतः 'सावित्री' मानव मन को पूर्ण ब्रह्म के प्रति प्रसारित करने 
वाली सबसे अधिक प्रभावी कलात्मक कृति है 1” 

इस भव्य महाकाव्य की झलक देने के लिए कुछ स्थलों की चर्चा यहां की जा 
रही है । अपनी प्रकृति के उच्चतर स्वरूप के प्रति जागरूक मानव के प्रतीक अश्व- 
पति की योग-साधना का वर्णन श्री अरविन्द-दर्शन के अनुरूप किया गया है। वह 
साधारण मानव नहीं था अपितु “उसकी आत्मा तो विशालतर क्षेत्रों से क्षणभंगुर 
दृष्टि वाले भूतल पर उतरी थी । वह तो अमरतत्त्व से आया एक उपनिवेश बसाने 
वाला व्यक्ति था । भूतल के संदिग्ध पथों पर वह एक संकेत किरण था।"""उसका 
ज्ञान दिव्य प्रकाशमय aT ae अतिमानवीय स्वप्नों का कोषाध्यक्ष था ।*** 
उसकी आत्मा शाश्वतता की प्रतिनिधि के सदृश जी रही थी । उसका मन स्वगं पर 
आक्रमणरत अर्ति के सदृश था | उसकी इच्छा प्रकाश के पथो की आखेटक थी । 
उसका प्रत्येक कर्म परमात्मा का चरणचिल्ल अंकित करता था" “एक जीवन 
Eee दूसरे जीवन, एक स्तर से दूसरे स्तर तक यात्रा करते-करते” वह काल-पथों 
का यात्वी शाश्वतता के सीमा-प्रदेशों तक जा पहुंचा” इत्यादि । 

जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुन लिया तब वह घर लौटी । वहां 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२ महायोगी श्री अरविन्द 


बिराजम.न नारद ऋषि ने बताया कि सत्यवान हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, फिर भी उस 
की आयु का केवल एक AT शेष रह गया है अतः वह कोई अन्य वर चुन ले । सत्य- 
वान अपने राज्यभ्रष्ट पिता-माता के साथ वन में निर्धनता का जीवन व्यतीत कर 
रहा था किम्तु तो भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही । महाकवि के शब्दों में 
सावित्री की अद्भुत निष्ठा का वर्णन दर्शनीय है--' मेरा संकल्प, शाश्वत संकल्प 
का अंश है। मेरा भाग्य वही है जो मेरी आत्मा की शक्ति रचेगी । मेरा भाग्य वही 
है जो मेरी आत्मा की शक्ति धारण करेगी । मेरी शक्ति आसुरी नहीं, दिव्य हे*** 
मानवों की साधारण आत्मा या नेत्र व अधर जो सत्यवान के नहीं हैं, मेरे लिए क्या 
हैं ? उसकी भुजाओं से वाहर आकर, उसके अन्वेषित प्रेम-स्वर्ग से वापस आने की 
मुझे कोई आवश्यकता नहीं है | HAGA जन्म की सार्थकता सत्यवान में अपनी आत्मा 
को देखने में ही पाती हूं ।***मुझे यदि एक वर्ष ही मिला तो वस वही मेरा समग्र 
जीवन होगा किन्तु फिर भी मैं यह जानती हूं कि मेरा इतना-सा ही भाग्य नहीं है 
कि जीवित रहूं, क्षण भर प्रेम करूं और मर जाऊं । क्योंकि मुझे अव पता है कि 
मेरी आत्मा पृथ्वी पर क्यों आई थी और मैं कौन हूं और वह कौन है जिसे मैं प्रेम 
करती हूं । मैने उसको अपने अमर ‘ea’ से ही देखा था । मैंने सत्यवान में ईश्वर को 
ही अपने प्रति मुस्कराता देखा था । मैंने मानव-मुख में शाश्वत भगवान को ही देखा 


a 


a" 

और अन्त में द्रष्टव्य हें--श्री अरविन्द की ये पंक्तियां-- 
“सत्य विशालतर है, अपने रूपों से वृहत्तर, 
उन्होने उसकी सहस्रों मूर्तियां बनाई हैं 
और उसे उन पूज्य मूर्तियों के पीछे छिपा दिया है 
क्रितु वह तो स्वरूपस्थ और अनन्त ली 


३. 'वेद-रहस्य' 


श्री अरविन्द कृत 'विद-रहस्य' में वेद को देखने की शद्ध दृष्टि पर प्रकाश डाला 
गया है। इसमें चार भाग हैं जिसमें से पहला भाग 'वेद-रहस्य' नाम का ही है और 
विवेचनात्मक, मीमांसात्मक, शेष तीन अनुवादपरक । प्रथम भाग में तेईस अध्याय 
हैं। इस भाग में श्री अरविन्द ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक पाश्चात्य पद्धतियों से किए 
गए भाष्या तथा सायणाचार्य कृत कर्मकाण्डपरक भाष्य की अपर्णता अथवा उनका 
मिथ्यात्व दर्शाया है। श्री अरविन्द की पद्धति भावात्मक व रचनात्मक है, उसका 
आधार आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं । श्री अरविन्द के अनुसार पाश्चात्य पद्धतियों 
तथा सायण-पद्धति में दोष यह है कि उनसे वेद-मंत्रों में असाधारण असम्बद्धता 
और घटिया अर्थगौरवहीनता दिखाई देती है जो सहस्नों वर्षो की हिन्दू-परम्परा- 
नुसार वेद के सुविख्यात ज्ञान-स्रोत के रूप से मेल नहीं खाती । “उन्हें कहा जाता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मंहान साहित्य ११३ 
रहा वेद अर्थात्‌ ज्ञान--जो मानव-मन को प्राप्य, सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य का 
नाम है । किन्तु यदि हम प्रचलित व्याख्याओं को देखें, चाहे सायण की या आधुनिक 
मत की, तो वेद की वह्‌ उदात्त और पवित्र प्रतिष्ठा अत्यधिक मिथ्या सिद्ध हो 
जाती है।” यही नहीं, इन व्याख्याओं से हमारे मन पर यह छाप पड़ती है कि आगे 
के धामिक व दार्शनिक विचारों का स्रोत उपनिपद हैं न कि वेद और यह भी कि 
उपनिषद अवश्य ही वेदों के कर्मकाण्डी भौतिकवाद के विरुद्ध दार्शनिकों और 
विचारशीलों का विद्रोह थे। किन्तु उपनिपदों की आध्यात्मिकता क्या शून्य में से 
आ गई थी ? इन व्याख्याओं से इस प्रश्‍न का कहीं कोई समाधान नहीं मिलता । 
और इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जो, यह कल्पना गढ़ी गई है कि ये विचार 
जंगली आर्य आक्रामकों ने सभ्य द्रविड़ों से लिए थे, एक ऐसी अटकल है जिसका 
आधार केवल अन्य अटकले हैं। वास्तव में ही अब यह शंका होने लगी है कि 
पंजाब होकर आर्य के आक्रमणों की सारी कहानी भाषा-वैज्ञानिकों की मनगढ़न्ती 
ae 
श्री अरविन्द ने इन व्याख्याओं का यह दोष भी दर्शाया है कि इनके द्वारा यह 
भी स्पष्ट नहीं होता कि यदि वेद का ‘qa’ आकाश में चमकने वाला सूर्य ही है तो 
वह 'गायत्री' व 'ईशोपनिपद्‌' में 'दिव्य ज्ञान का देवता' कैसे बन गया ? वेदों व 
पुराणों के मध्य एक रिक्‍त स्थान की कल्पना के द्वारा ऐसे शब्दार्थ-विकास की 
कल्पना को श्री अरविन्द ने नितान्त थोथा बताया है--/** “यह खित स्थान हमारी 
निर्मिति है और वस्तुतः उस पवित्र साहित्य में यह है ही नहीं । जो मत मैं प्रस्ता- 
वित करता हूं वह यह है कि स्वयं ऋग्वेद मानव-विचार के उस प्रारंभ काल में 
आया हुआ एक बड़ा भारी प्रलेख है'""जब जाति का आध्यात्मिक और मनो वैज्ञा- 
तिक ज्ञान''*स्थूल और भौतिक अलंकारों व प्रतीकों के आवरण से आवृत्त था जो 
तत्त्व की अनधिकारी व्यक्तियों से सुरक्षा करते थे तथा दीक्षित व्यक्तियों के लिए 
तत्त्व प्रकट कर देते थे ।” श्री अरविन्द आगे अपने मत को बताते हुए कहते हैं कि 
रहस्यवादी लोग आत्मज्ञान तथा देवों के विषय के ज्ञान को अनधिकारियों से गुप्त 
रखने योग्य और पवित्र मानते थे। और “इसीलिए उन्होंने एक बाह्य पूजाविधि 
को रखना पसन्द किया था जो प्राकृत जनों के लिए उपयोगी परन्तु अपूर्ण थी और 
दीक्षितों के लिए एक आन्तरिक अनुशासन का काम देती थी और इसकी भाषा को 
ऐसे शब्दों व farai से ढक दिया था जो विशिष्ट लोगों के लिए आध्यात्मिक at 
तथा साधारण पूजकों के समुदाय के लिए स्थूल अर्थ, समान रूप से प्रकट करते थे। 
बैदिक सूक्त इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर a गए थे 1” अतः श्री अरविन्द के 
Li वेद में प्राकृत जनों के लिए जो सर्वेश्वरवाद के अनुरूप विधि-विधान व 
कर्मकांडी आयोजन मात्र थे, वे ही रहस्य ज्ञात हो जाने पर आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों व ज्ञान के महाकोष भी थे। सम्पूर्ण ग्रंथ विद्वत्ता से पूर्ण तथा श्री अरविन्द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११४ मंहायोगी श्री अरावन्द 
के वेद-सम्वन्धी मत को सुदृढ़ सिद्ध करने वाला है। 


४. भारतीय संस्कृति के आधार 

श्री अरविन्द की कृतियो में भारतीय संस्कृति के आधार को आज भी बड़ी 
उत्सुकता से पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें उस मनीषी के भारतीय संस्कृति, साहित्य- 
कला इत्यादि के सम्बन्ध में व्यक्त विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। केवल एक-दो 
विचारों को उदाहरणार्थ यहां रखेंगे । इस कृति में श्री अरविन्द ने प्रारम्भ में ही यह 
बताया है कि पाश्चात्य विचारधारा से आत्मरक्षा के लिए भारतवर्ष प्रयत्नशील 
हो, यह आवश्यक तो है परन्तु पर्याप्त नहीं है ।” प्रतिरक्षा को सफल करने के लिए 
एक तीव्र आक्रमण की आवश्यकता है। समस्त शक्ति, सृजन और कर्मशीलता 
यूरोप की ओर देखने के कारण ही भारतीयों का एक वर्ग यूरोपीय संस्कृति के प्रति 
सम्मोहित दिखाई देता है ।” परन्तु जहां कहीं भी भारतीय आत्मा ओजस्वी रूप 
में प्रतिक्रिया तथा आक्रमण करने और उत्साह के साथ सूजन करने में प्रवृत्त हुई है, 
वहां यूरोपीय चमक-दमक की सम्मोहिनी शक्ति तुरन्त ही लुप्त होने लगी है ।” 
श्री अरविन्द ने केवल यूरोपीय सभ्यता के आक्रमण से पृथक्‌ “मजदूर वर्ग द्वारा 
संचालित तथा इसकी असंस्कृत युद्धप्रियता के द्वारा अनुप्राणित प्रचण्ड कम्युनिज्म 
के नए आक्रमण” की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है । 

श्री अरविन्द ने भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा का यूरोप व अमरीका में 
प्रवेश होने की घटना को महत्त्व दिया है। भारतीय आत्मा तेजस्विता के रूप में 
आक्रमण करे, उत्साह के साथ सूजन करे तो उसे सफलता मिलेगी, इसके समर्थन में 
श्री अरविन्द ने तीन क्षेत्रों से उदाहरण दिए हैं -धाभिक क्षेत्र मे थियोसाफी का 
आंदोलन तथा शिकागो में स्वामी विवेकानन्द का प्रकट होना, सौन्दर्य-सम्वन्धी 
क्षेत्रों में धूम मचा देने वाली बंगदेशीय चित्रकला तथा राजनीति के क्षेत्र में स्वदेशी 
आन्दोलन | स्वदेशी आन्दोलन के पूर्व “ऐसा दिखाई देता था कि अनुकरणात्मक 
यूरोपीय पद्धति को छोड़कर और किसी पद्धति से भारतीय भावना के द्वारा राज- 
नीति के क्षेत्र मे कुछ भी सुजन नहीं किया जा सकता किन्तु इस स्वदेशी आन्दोलन 
ने इस असंभवता का अतिक्रमण करने का प्रयत्न किया 1” निस्सन्देह राजनीतिक 
क्षेत्र में भारतीयकरण के प्रयास पर भी श्री अरविन्द ने वल दिया था---'जब तक 
यह प्रयत्न प्रारंभ नहीं होता और सफल नहीं होता, भारत की आत्मा के लिए एक 
भीषण संकट बना रहेगा, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में यूरोपीयकरण होने से, अनेक 
बार सामाजिक क्षेत्र में भी वैसी ही प्रवृत्ति का दौरा चलेगा जो अपने साथ AIRE 
तिक एवं आध्यात्मिक मृत्यु को ले आएगा ।” 
„अन्यत वे एक भारी सांस्कृतिक परिवर्तन का विचार प्रस्तुत करते हैं-- 

आवश्यकता है एक बड़े और साहसी परिवर्तन की, छोटे-मोटे परिवर्तनों से हमारा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मंहान साहित्य ११५ 


काम नहीं चलेगा ।” काल के दवाव के अनुसार भी चिन्तन की आवश्यकता È | 
“आधुनिक विचार और शक्तियां एक बाड़ के रूप में उमड़ी चली आ रही हैं और 
वे कोई बाधा नहीं मानेंगी | उनका सामना करने के दो ही उपाय हैं, या तो असाध्य 
। मानकर उनका निराशामय प्रतिरोध किया जाए या उन्हें पकड़ कर अपने वश में 
किया जाए ।'*'आत्मसात हुए विना घुसने पर तो वे विध्वंसक शक्तियों की तरह 
काम करेंगी, और तव कुछ अंश में तो वाह्य आक्रमण के द्वारा, परन्तु उससे कहीं 
अधिक भीतरी विस्फोट के द्वारा यह पुरानी भारतीय सभ्यता खण्ड-खण्ड हो 
जाएगी ।” 

श्री अरविन्द यह विचार भी व्यक्त करते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति में हमारे लिए 
जो जीवनोपयोगी तत्त्व मिलें, उन्हें हम प्रभावी ढंग से आत्मसात करें, यह आत्म- 
रक्षा के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य संस्कृति तो चुपचाप पूर्व से ग्रहण करके पुष्ट 
हो रही है । अतः अपने नवसर्जन केसाथ-साथ भारतीय भावना के अनुरूप पाश्चात्य 
संस्कृति से कुछ उपयोगी तत्त्व आत्मसात करने की भी आवश्यकता है । आत्मसात 
करना और अनुकरण करना भिन्न-भिन्न हें । अनुकरण, आक्रामक के यंत्रों और 
उपायों का स्थूल और अस्तव्यस्त अनुकरण, कुछ काल के लिए उपयोगी हो सकता 
है, किन्तु अपने आप में यह पराजय स्वीकार करने का केवल एक अन्य प्रकार है। 
| उपयोगी पाश्चात्य तत्त्वों की विजातीयता समाप्त करने के लिए उनका भारतीय- 
। करण करके ही स्वीकार करना आवश्यक है ।-- “केवल उपयोग करना ही पर्याप्त 
| नहीं है । उसे सफलता के साथ आत्मसात करने एवं भारतीय भावना के अनुकूल 
बनाने की भी आवश्यकता है ।” पहले भी भारत ने ऐसा किया हे-- एक शाश्वत 
देह में नयी सामग्री पर अधिकार एवं उसका लाभप्रद स्वीकरण सदा से भारतीय 

प्रतिभा की अपनी विशिष्ट शक्ति रहे हैं। 
भारत की पराधीनता का स्वरूप बताते हुए श्री अरविन्द ने एक स्थान पर 
लिखा है--“अवनति एवं पतन के निकृष्टतम काल में भी भारत की आत्मा मर 
नहीं गई थी, ्रपितु वह॒ केवल सुप्त थी, आवृत्त थी, पाशबद्ध थी। अब जब वह 
अनवरत आघातों के फलस्वरूप सशक्त आत्मोद्धार के लिए उठ रही है तो यह 
देख रही है कि उसकी निद्रा तों नयी शक्ति की तैयारियों के लिए केवल एक पर्दा 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1 
} 
1 


को दूर करने का उपचार इत्यादि बताते हुए श्री अरविन्द ने इस कृति में महत्त्वपूर्ण 
बातें लिखी थीं। श्री अरविन्द ते बार-बार आत्म-निरीक्षण, पाश्चात्य संस्कृति के 
गुण-दोषों का विचार करने आदि पर बल दिया है । वे पश्चिम के उपयोगी तत्वों 
को भारतीय भावना व आदशों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने पर तो बल देते हैं, 


j 

थी।” 
| भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के साथ ही उसकी दुर्बलता तथा उस दुर्बलता 
| परन्तु साथ ही अपनी आंतरिक शक्ति से ताजी धाराएं प्राप्त करने पर उससे भी 
| 
1 
$ 


> ee tenar म्य CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LST, 6, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
११६ ी महायोगी श्री अरविन्द 


अधिक । “कारण यह कि ये धाराएं ही हमें पाश्‍चात्य रीतियों नीतियों और 
प्रेरणाओं की अपेक्षा अधिक सहायता पहुंचाएंगी, क्योंकि ये हमारे लिए अधिक 
स्वाभाविक होंगी - साथ ही उन्हें अधिक सरलता से ग्रहण कर सकेंगे और व्य- 
बहार में इनका अनुसरण भी पूर्णता के साथ कर सकेंगे ।” परन्तु इन सबसे कहीं 
अधिक उपयोगी है “अपने अतीत और वर्तमान से भविष्य के अपने आदर्श--न कि 
किसी विजातीय आदर्श--की ओर अग्रसर दृष्टि | क्योंकि, भविष्य की ओर 
हमारी विकासात्मक गति ही हमारे अतीत व वर्तमान को उनका यथार्थ मूल्य व 
महत्त्व प्रदान करेगी ।” श्री अरविन्द के अनुसार “भारत के स्वरूप को जानने के 
लिए भारत के इतिहास में महत्त्वपूर्ण सामग्री हे । भारत का स्वभाव, उसका उद्देश्य, 
उसका कत्तंव्य, पृथ्वी की भवितव्यता में उसका भाग तथा बह विशिष्ट शक्ति 
जिसके लिए वह जीवित है, उसके विगत इतिहास में लिखित है और उसके वर्त- 
मान कष्टों व अर्नि-परीक्षाओं का प्रयोजन है V” 
भारतीय संस्कृति की आत्मा की सुरक्षा तो आवश्यक है, परन्तु उसके वाह्य 

रूपों को आवश्यकतानुसार नया करना होगा और उसे “नये और शक्तिशाली 
बिचार व अर्थ, सांस्कृतिक सुधार, नए माध्यम व महत्तर रूप देने होंगे ।” श्री 
अरविन्द आगे कहते हैं---/जव तक हम इन सारभूत वस्तुओं को मान्यता देते 
रहेंगे और उनकी भावना के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तव तक अत्यन्त उग्र मानसिक 
या भौतिक रूप-परिवर्तनों और चरम सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तनों से भी 
हमें कोई हानि नहीं पहुंचेगी ।” किन्तु श्री अरविन्द बार-बार वह चेतावनी देते हैं 
कि स्वयं इन परिवतंनों को भी भारत की ही भावना एवं सांचे में ढालना होगा, 
किसी अन्य भावना या सांचे में नहीं । हमें अमरीकाःया यूरोप की भावना एवं 
जापान या रूस के सांचे के अनुसार नहीं बनना है। 

किन्तु इसके लिए आत्मालोचन अवश्य करना होगा । “अज्ञानपूर्ण पाश्चात्य 
आलोचना के विरुद्ध अपनी संस्कृति का समर्थन करने और आधुनिक युग के भीषण- 
तम दबाव से इसको रक्षा करने का साहस सवसे पहली वस्तु है, परन्तु इसके साथ 
ही अपनी संस्कृति की भूलों को, किसी यूरोपीय दृष्टिकोण से नहीं अपितु अपने ही 
eee से, स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए ।”श्री अरविन्द ने बताया 
है भारतीय सभ्यता को भावना व उसके आदर्शों का महत्त्व तो शाश्वत है । 
अतीत में उनका व्यष्टि-जीवन में प्रयोग तो प्रभावी ढंग से हुआ है, परन्तु समाज- 
जीवन में उनका साहसपूर्ण प्रयोग करने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है । यदि 
हमें आज विश्व में जीवित रहना है तो इस कार्य को पूर्ण करना पड़ेगा । 
2 रुरो इत्यादि यह मानकर चलते रहे हैं कि उनकी संस्कृति ही एकमात्र सत्य 
ट परन्तु आत्मा का सत्य प्रत्येक संस्कृति से बड़ी वस्तु है । भारतीय संस्कृति ते 
सामंजस्य को आधार बनाया और “विविधता में एकता' के आधार पर एकता का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2. 


7 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महान साहित्य ११७ 


दर्शन किया । किन्तु उसने अपने लिए जो शांति प्राप्त कर ली थी, वह भी उसकी 
निष्क्रिय स्थिति के कारण वाह्य आघातों में खो गई 1 उसकी श्राक्रमण-शक्ति न 
रहने के कारण और आत्मसात करने की सामर्थ्य क्षीण हो जाने के कारण, भारतीय 
संस्कृति अपनी सीमा में ही दुर्वल होती चली गई | इस दोष को दूर करके सामंजस्य 
की गतिशील अवस्था निर्माण करने की आवश्यकता है । यूरोपीय संस्कृति अपनी 
श्रेष्ठता के दंभ के कारण विविधता के त्व को स्वीकार नहीं कर पाने के कारण 
अन्य संस्कृतियों को नष्ट करना चाहती है। इससे भारत को अपनी संस्कृति की 
रक्षा तो करनी ही होगी। “भारत को यूरोप के इस अभिमानपू्ण दावे और 
आक्रमण का प्रतिरोध करना होगा और भारी कठिनाइयों के होते हुए भी तथा 
सभी के विरुद्ध अपने गंभीरतर सत्य को दृढतापूर्वक स्थापित करना होगा । इसका 
कारण यही है कि इस सत्य से ही मानव जाति अंततः प्रकाश व प्रगति की प्रेरणा 
प्राप्त करेगी । 


५. मानव-चक्र 

श्री अरविन्द की प्रसिद्ध कृति 'मानव-चक्र' में २४ अध्याय हैं । इस ग्रंथ में श्री 
अरविन्द ने मानव-इतिहास की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए पांच अव- 
स्थाओं का प्रतिपादन किया है--प्रतीकात्मक, प्रकाराश्रित, परम्परा-प्रधान, व्यक्ति- 
प्रधान तथा अनुभव-प्रधान | यह प्रतिपादन जर्मन विद्वान्‌ लैम्प्रेख्ट के विचार को 
परिष्कृत एवं सुसंगत रूप में रखने का सफल प्रयास al 

oft अरविन्द का 'राष्ट्रात्मा की खोज' नामक निवंध भी महत्त्वपूर्ण है । वे यह 
प्रस्थापित करते हैं कि राष्ट्र व्यक्ति के समान मूलत: एक आत्मा है । राष्ट्रात्मा की 
अनुभूति बाद में होती है, पहले वस्तुनिष्ठ राष्ट्र चेतना-ही सामने आती है। “यह 
वस्तुनिष्ठता राष्ट्र के उस सामान्य भावुकतापूर्ण विचार में बड़ी प्रवलता के साथ 
प्रकट होती है जो उसके भौगोलिक अर्थात्‌ अत्यन्त बाह्य और स्थूल रूप में ही 
केन्द्रित रहता है अर्थात्‌|जिस देश में हम रहते हैं जो हमारी पितृश्नूमि है, हमारी 

जन्मभूमि है, उसके प्रति उत्कट प्रेम । किन्तु वस्तुनिष्ठ राष्ट्र-चेतना से उच्चतर 

है अनुभवनिष्ठ राष्ट्र-चेतना जो इस अनुभूति से उत्पन्न होती हैं कि “भूमि तो देश 
का एक बाह्म आवरण मात्र हैं ` इसकी सच्ची देह तो वे पुरुष और स्त्रियां हैं जो 
राष्ट्र इकाई के निर्माता हैं और यह देह एक निरन्तर qfaia परन्तु व्यक्ति 
की देह के समान सदा वही रहने वाली ASTI" 

श्री अरविन्द ने सामाजिक विकास का आदर्श विधान' निबंध में व्यक्ति और 
समाज का सम्वन्ध-विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से किया है । प्रत्येक समुदाय चाहेवह 
घर्म-पंथ हो, श्रेणी हो, संस्था हो, संग हो या मानव समाज ही क्‍यों न हो, अन्ततः 
मध्य की एक स्थिति मात्र है। इनमें से प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११८ महायोगी श्री अरविन्द 


आवश्यक तो है परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि ये उसका अन्तिम लक्ष्य 
नहीं हो सकते, क्योंकि “वह न तो सामन्त, व्यापारी, योद्धा, पुरोहित, विद्वान, 
कलाकार, किसान अथवा कारीगर मात्र हैं और न केवल कोई धर्मावलम्बी, दुनिया- 
दार अथवा राजनीतिज्ञ ही हैं, न ही वह अपनी राष्ट्रीयता में सीमित हो सकता 
gl यदि वह अपने एक भाग में राष्ट्र का है तो अपने दूसरे भाग में वह उससे 
आगे बढ़कर मानवता से सम्वन्धित हो जाता है । उसमें एक ऐसा भाग भी है जो 
मानवता तक ही सीमित नहीं है और वह सबसे बड़ा भाग है। उस भाग में वह 
भगवान से, सब प्राणियों के जगत से तथा भविष्य के देवताओों से सम्वन्धित 
है 
श्री अरविन्द यह सिद्धान्त कुशलता से प्रतिपादित करते हैं कि “जैसे राष्ट्र को 
दूसरे राष्ट्रों अथवा विश्व से अपने अस्तित्व की रक्षा का अधिकार है, वैसे ही राष्ट्र 
के लिए भी यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति के अस्तित्व का सम्मान करे, उसे 
स्वाभाविक विकास का पूर्ण अवसर दे और उसके व्यक्तित्व को न तो नष्ट करे, न 
उस पर आघात करे | 
श्री अरविन्द अपने आदर्श विधान को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं---“इस प्रकार 
व्यक्तित्व का अपने अन्दर से उन्मुक्त विकास सिद्ध करना ही व्यक्ति का विधान है 
परन्तु साथ ही दूसरों के उसी प्रकार के उन्मुक्त विकास का सम्मान करना, उसमें 
सहायता देना और उनसे सहायता प्राप्त करना भी इसी विधान में सम्मिलित है। 
अपने जीवन को समाज के जीवन के साथ सुसमन्वित कर देना और वृद्धि एवं 
पूर्णता के लिए एक विकास-शक्ति के रूप में स्वयं को उँडल देना भी उसका विधान 
है |” तत्पश्चात्‌ राष्ट्र व समुदायों का विधान बताते हुए वे कहते हैं--“इसके 
समान ही राष्ट्र एनं समुदाय का भी यह विधान है कि वह व्यक्ति के विकास में 
सहायता करते हुए तथा व्यक्ति से पूर्ण लाभ उठाते हुए,परन्तु साथ ही दूसरे राष्ट्रों 
एवं समुदायों के उन्मुक्त विकास का सम्मान करते हुए, उनकी सहायता करते हुए 
ओर उनसे सहायता प्राप्त करते हुए अपने अन्दर के उन्मुक्त विकास के द्वारा अपने 
सामूहिक जीवन में पूर्णता लाए। साथ ही, मानव-समाज के जीवन के साथ अपने 
~ जीवन को सुसमन्वित कर देता और वृद्धि एवं पूर्णता की साधक शक्ति के रूप में 
स्वयं को मानवता पर उंडेल देना भी उसके विधान का एक भाग है।” 
आगे वे मानव-जाति का आदर्श विधान बताते हुए कहते हैं -“'मानव-जाति 
का विधान यह है कि वह स्वयं में भगवान की सिद्धि एवं अभिव्यक्ति के लिए 
समस्त व्यक्तियों, राष्ट्रों एवं समुदायों के उन्मुक्त विकास की ऊर्ध्वगति का अनु- 
सरण करे ओर उस दिन के लिए कार्य करती जाए, जब वह्‌ केवल आदर्श में ही 
नहीं, वास्तविक रूप में भी एक भागवत परिवार बन सकेगी ।” किन्तु श्री अरविन्द 
यह्‌ बात और जोडते हॅ--“परन्तु अपना एकीकरण कर लेने के पश्चात्‌ भी उसे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| महान साहित्य ११९ 


। अपने व्यक्तियों और अपने अन्तर्गत समुदायों के उन्मुक्त विकास एवं कर्म का 
| सम्मान करना होगा, उनकी सहायता करनी होगी, उनसे सहायता प्राप्त करनी 
होगी 1” 

निस्सन्देह यह सामाजिक विकास का आदर्श विधान है । और वह स्वर्ण दिन 
कहा जाएगा जव विश्व इसे कार्यान्वित करेगा । 


k= center क्‍या tater 5 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२. महायोगी और FS 
राजनीतिक घटनाएं 


श्री अरविन्द अपनी साधना में तो व्यस्त थे ही, विश्व की राजनीतिक गति- 
विधियों की दृष्टि से भी वे सक्रिय थे। हां, यह सक्रियता अवश्य ही ऊपर से दिखाई 
देने वाली या तो थी ही नहीं, या बहुत कम थी । वे अपने आध्यात्मिक बल का 
प्रयोग करके देश व विश्व की घटनाओं को इच्छित दिशा में मोड़ने का प्रयास करते 
रहे । कहीं उन्हें विफलता मिली, कहीं सफलता | 

द्वितीय विश्वयुद्ध में श्री अरविन्द के दृष्टिकोण और कार्य की चर्चा करने से 
पूर्व यह बता देना आवश्यकहै कि सिद्धिदिवस के उपरान्त श्री अरविन्द पूर्ण एकांत- 
वास को स्वीकार कर अतिमानसिक अवतरण के लिए पूरी तरह जुट गए थे। 
उन्होंने आश्रम का दायित्व पूर्णतया माताजी पर छोड़ दिया था, यह तो नहीं कहा 
जा सकता, कितु फिर भी बहुत कुछ ऐसी ही वात थी । श्री अरविन्द के जीवनी- 
लेखक तथा साधक श्री छोटे नारायण शर्मा की इस सम्बन्ध में लिखित पंक्तियां 
द्रष्टव्य हैं“ १६२६ से लेकर १९४० तक योग व्यक्तिगत रूप से शरीर और 
अवचेतन पर कार्य कर रहा था | श्री अरविन्द ने अपने साधकों के नाम पत्र में कहा 
हे कि १६३४ नवम्बर के पहले अतिमानसी शक्ति उतर रही थी। लेकिन सारा 
कीचड़ ऊपर आ गया तब यह अवतरण बन्द हो गया। फिर अवचेतन में और 
शरीर में यह व्यक्तिगत कार्य १६४० तक चलता रहा। अत्यन्त ही सघन रूप से, 
अत्यन्त ही एकाग्र रूप से यह कार्य चल रहा था । सावधानी से चुने हुए कुछ थोड़े 
से ही साधक उस समय साथ थे। फिर अतिमानसी ज्योति जड़तत्त्व में निवतित 
उस ज्योति का स्पर्श करने को ही थी कि इस वार सामूहिक अवचेतन ने कीच 
वमन किया ।** इसी समय दूसरा महायुद्ध भी शुरू हो गया ।” 

श्री अरविन्द ने इस विश्वयुद्ध में मिवराष्ट्रो का खुलकर पक्ष लिया और हिंट- 
लर तथा उसकी मित्रशक्ति को 'आसुरी बल' कहा। श्री अरविन्द के अनुसार 
उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्वयुद्ध को एक निश्चित परिणाम पर 
पहुंचाने में सफलता प्राप्त की, जबकि कोई इसे जान भी नहीं पाएगा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महायोगी और कुछ राजनीतिक घटनाएं १२१ 


कितु इस युद्ध के मध्य ऐसी भी एक प्रमुख राजनीतिक घटना घटित हुई जिसमें 
महायोगी श्री अरविन्द ने जो कुछ किया, वह इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण तथ्य बन 
गया | हुआ यह कि जव १५ फरवरी १६४२ को सिंगापुर का पतन हो चुका था 
और ७ मार्च को रंगून पर भी जापानी सेना ने अधिकार कर लिया था तथा 
ब्रिटिश सेनाएं दक्षिणपूर्वी एशिया मेंपीछे हट रही थीं और जापानी सेनाएं भारत के 
सीमान्त पर थीं, और इस कारण जब ब्रिटेन की पराजय सुनिश्चित समझी जाने 
लगी थी तब क्रिप्स मिशन २२ मार्च १९४२ को भारत आया। क्रिप्स प्रस्तावों में 
युद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्ष को पूर्ण स्वाधीनता का आश्वासन दिया गया था और 
युद्धकाल में केन्द्रीय सरकार में भाग देने की वात भी कही गयी थी । उसकी पृष्ठ- 
भूमि यह थी कि जब कांग्रेस ने १६३६ में अपने मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र देकर 
ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयत्तों से असहयोग की घोषणा कर दी थी तब चीनी 
राष्ट्रपति जनरल च्यांगकाई शेक और अमरीकी राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट के क्रमशः 
आग्रह तथा दवाव पर प्रधानमन्त्री चचिल ने भारतीय जनता का युद्ध में पूर्ण सह- 
योग प्राप्त करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में क्रिप्स मिशन की योजना की थी 
और उस मिशन को सफल बनाने के लिए श्री रूजवेल्ट ने अपने एक विशेष प्रति निधि 
श्री लुई ए० जानसन को भी उस समय दिल्ली में नियुक्त किया था। 
* उस समय श्री अरविन्द ने क्रिप्स वार्ता की सफलता-असफलता को भारतवर्ष 
के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा था। उन्होंने अपने स्वभाव के 
प्रतिकूल श्री क्रिप्स को सीधे, पत्र द्वारा अपना समर्थन सूचित किया था । उन्होंने 
लिखा था--“यद्यपि अब मेरी गतिविधि राजनीतिक क्षेत्र में न होकर आध्यात्मिक 
क्षेत्र तक सीमित है तथापि मैं भारत की स्वाधीनता का एक कार्यकर्ता एवं राष्ट्र- 
वादी नेता रह चुका हूं, अतः इस प्रस्ताव को लाने के लिए आपके प्रयत्नों की सरा- 
हना करने की इच्छा मुझमें जगी है। मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें मैं 
भारत को अपनी स्वाधीनता और एकता के हित में अपना मागं स्वयं निर्धारित 
करने एवं स्वतन्त्रतापूर्वंक स्वयं को संगठित करने तथा उसे विश्व के स्वाधीन 
राष्ट्रों के बीच प्रभावशाली स्थान बनाने के लिए एक ईश्वर-प्रदत्त अवसर देखता 
हूं । मैं आशा करता हूं कि समस्त मतभेदों एवं कटुताओं को अलग रखकर इसे 
स्वीकार कर लिया जाएगा और इसका समुचित लाभ उठाया जाएगा। मैं यह भी 
आशा करता हूं कि भारत और ब्रिटेन के वीच पुराने संघर्ष के स्थान पर मंत्रीपूर्ण 
सम्बन्धों का प्रारम्भ उस महान विश्‍व-एकता की दिशा में एक पग होगा जिसमें 
स्वाधीन भारत की आध्यात्मिक शक्ति मानवता के लिए एक श्रेष्ठ एवं सुखी 
ae का निर्माण करने में समर्थ हो सकेगी । इस परिप्रेक्ष्य में आपके प्रस्तावों को 
अपना खुला समर्थन प्रदान कर रहा हूं, यदि वह आपके मिशन की सफलता में कुछ 


भी सहायता कर सके |” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ महायोगी श्री अरविन्द 


श्री क्रिप्स ने श्री अरविन्द के अनपेक्षित समर्थन के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए उन्हें उत्तर भी दिया था । श्री अरविन्द पांडीचेरी में बैठे हुए भी 
इस राजनीतिक क्षण के महत्त्व को समंझ गए थे किन्तु महात्मा गांधी और उनके 
सहयोगी ब्रिटेन की पराजय और जापान की विजय को संभावित मानकर भारत 
की स्वाधीनता को हस्तगत समझकर क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को ठुकरा बैठे । 
गांधी जी ने उसे “एक दिवालिया हो रहे बैंक का बाद की तिथि का चेक” (इट 
इज ए पोस्टडेटिड चैक आन ए क्रैशिग वैक) कहा था | 
वार्ता की विफलता को देखते हुए श्री अरविन्द ने सुप्रसिद्ध एवं वृद्ध पत्रकार 
श्री बी० शिवराव द्वारा अपना यह संदेश महात्मा गांधी व श्री जवाहरलाल नेहरू 
तक पहुंचवाया कि वे क्रिप्स प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें क्योंकि वही 
भारतवष के हित में होगा । यही नहीं, उन्होंने अपने शिष्य एडवोकेट श्री एस० 
दोराई स्वामी अय्यर को भी दिल्ली भेजा था । कांग्रेसी नेताओं ने उनके सन्देश 
को सुना भी, आश्चर्य भी किया कि श्री अरविन्द को ऐसी रुचि क्या जगी, किन्तु 
श्री अरविन्द की बात पर न तो दूरदशिता के साथ विचार किया, न कूटनीतिक 
योग्यता का कोई परिचय ही दिया । परिणाम हुआ क्रिप्स मिशन की असफलता, 
कांग्रेस का “भारत छोड़ो' आन्दोलन में दमन, जिन्ना द्वारा मुस्लिम संगठन को 
भर अधिक सशक्त बनाने की खुली छूट और अन्त में भारत-विभाजन। श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने सन्‌ १६५० में ठीक ही लिखा था--“'वे भविष्य 
को देख सकते थे। भारत की राजनंतिक स्थिति का उनका आकलन सदेव सही 
निकला । जब १६३६ में विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ और सम्पूर्ण देश युद्ध से तटस्थ 
रहना चाहता था तब उन्होंने अपनी अचूक दृष्टि से भविष्य के अन्दर देखकर 
बताया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की विजय आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की 
विजय होगी। इस वात पर हमें बहुत क्रोध आया था, किन्तु उनकी बात ही सत्य 
थी। यदि मित्र राष्ट्र न जीते होते तो मानवता को फ़ासीवाद (फ़ासिज्म) के 
सघन अन्धकार ने निगल लिया होता।” श्री मुंशी ने यह भी लिखा था--“जब 
स्टेफडे क्रिप्स अपने प्रस्तावों के साथ भारत आए थे तो वे पुनः बोले थे कि भारत- 
वर्ष को इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिए किन्तु हमने उनके परामश को 
ठुकरा दिया । तब हमें लगता था कि उसे ठुकराने के पक्ष में हमारे पास ठोस तर्क 
हैं। किन्तु आज विचार करने पर लगता है कि यदि हमने क्रिप्स के पहले प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लिया होता तो न भारत का विभाजन होता, न शरणार्थी होते 


और न कशमीर-समस्या ।” 
१५ श्रगस्त १९४७ पर श्री अरविन्द का सन्देश ' 
१५ अगस्त १९४७ को भारतवर्ष को स्वतन्त्रता भी मिली और विभाजन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


महायोगी ओर कुछ राजनीतिक घटनाएं १२३ 


भी हुआ। अखण्ड भारत के स्थान पर उस दिन खंड-खंड भारत को देखकर 
किस राष्ट्रभक्‍त का हृदय चीत्कार नहीं कर उठा था ! किन्तु स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति का अपना महत्त्व भी था । श्री अरविन्द के लिए तो यह उनका अपना 
जन्मदिन भी था । अतः इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर उन्होंने जो सन्देश दिया था, वह 
राष्ट्र-भर में प्रसारित किया गया था और आज २४ वर्ष बीतने पर तो उसे देखने 
पर श्री अरविन्द की काल-भेदिनी दृष्टि पर आश्चर्य ही किया जा सकता है। 
विभाजित भारत में श्री अरविन्द आश्रम में अखंड भारत का चित्र कुछ अर्थ रखता 
है। माताजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उन्होंने कहा था कि राज- 
नीति की धूल साफ हो जाने पर अन्त में यही अखंड भारत पुनः उभर कर ऊपर 
आएगा | श्री अरविन्द का इस अवसर पर दिया गया सन्देश यहां द्रष्टव्य है -- 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
) 


१५ अगस्त, १९४७ का श्री अरविन्द-सन्देश 


१५ अगस्त स्वाधीन भारत का जन्मदिन है । यह दिन भारतवर्ष के लिए एक 
प्राचीन युग का अन्त और एक नवीन युग का प्रारम्भ सूचित करता है । परन्तु यह 
दिन केवल हमारे लिए ही नहीं वरन एशिया के लिए और समस्त संसार के लिए 
भी एक अर्थ रखता है; और वह अर्थ यह है कि इस दिन संसार के राष्ट्र-समाज 
के अन्दर एक नयी राष्ट्र-शक्ति प्रवेश कर रही है जिसमें अगणित संभावनाएं 
निहित हैं और जिसे मनुष्य-जाति के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भौर 
आध्यात्मिक भविष्य की रचना करने में एक महान कार्य करना है। व्यक्तिगत रूप 
से तो मुझे इस बात से स्वभावतः ही प्रसन्नता होगी कि जो दिन, मेरा अपना जन्म- 
दिन होने के कारण, केवल मेरे लिए ही स्मरणीय था और जिसे वे ही लोग प्रति- 
वर्ष मनाया करते थे जिन्होंने जीवन-सम्बन्धी मेरी शिक्षा को स्वीकार किया लि, 
उसी दिन को आज इतना विशाल अर्थ प्राप्त हुआ हे । एक अध्यात्मवादी के नाते 
मैं इन दोनों दिनों के एक हो जाने को केवल एक संयोग या आकस्मिक घटना नहीं 
मानता, बल्कि मैं यह मानता हुं कि इसके द्वारा भागवत शबित ने-- जो मेरा पथ- 
प्रदर्शन करती है--उस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है तथा उस पर अपने 
आशीर्वाद की मुहर-छाप लगा दी है जिसको लेकर मैंने अपना जीवन आरम्भ किया 
| था । वास्तव में संसार के वे प्रायः सभी आन्दोलन, जिन्हें मैंने अपने जीवन-काल में 
| ही सफल होते हुए देखने की आशा की थी और जो उस समय असंभव स्वप्न से ही 
प्रतीत होते थे, आज दिन मैं देख रहा हूं कि, या तो अपनी सफलता के समीप पहुंच 
रहे हैं या उनका कार्य आरम्भ हो गया है और वे अपनी सफलता के मार्ग पर अग्र- 


सर हो रहे हैं। ` 
आज के इस महान अवसर पर मुझसे एक सन्देश मांगा गया है । परन्तु अभी 
सम्भवतः मैं कोई सन्देश देने की स्थिति में नहीं हूं । अधिक से अधिक आज मैं उन 


T A Sa tae Aun Ker colette aa 3 i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वन TANER नर A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२४ महायोगी श्री अरविन्द 


उद्देश्यों और आदर्शो की व्यक्तिगत रूप से घोषणा भर कर सकता हूं जिन्हे मैने 
अपने बाल्य और युवाकाल में अपनाया था और जिन्हें अब मैं सफलता की ओर 
जाते हुए देख रहा हूं; क्योंकि भारत की स्वाधीनता के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है--वे उस कार्य का ही एक अंग हैं जिसे मैं भारत का भावी कार्य मानता हूं और 
जिसमें भारत नेता का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता। मैं निरन्तर यह 
मानता और कहता आ रहा हूं कि भारत उठ रहा है और वह केवल अपने ही 
भौतिक स्वार्थो को सिद्ध करने के लिए नहीं, अपनी ही प्रसारता, महत्ता, सामर्थ्य 
और सम्पदा-अर्जन करने के लिए नहीं-- यद्यपि इन सब की भी उसे उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये, और निश्चय ही अन्य राष्ट्रों की तरह दूसरी-दूसरी जातियों पर अधि- 
कार स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि साथ ही भगवान के लिए, जगत के लिए, 
समस्त मानव-जाति के सहायक औरनेता के रूप में जीवन-यापन करने के लिए उठ 
रहा है। वे उद्देश्य और आदर्श अपने स्वाभाविक क्रम में इस प्रकार हैं--(१) एक 
क्रांति, जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता और एकता प्राप्त हो; (२) एशिया का 
पुनः जागरित होना और स्वाधीन होना तथा मानव-सभ्यता की क्रमोन्नति के लिए 
उसने एक समय जैसे महान कार्य किया था, वैसे ही फिर से उसका कार्य करने 
लगना; (३) मनुष्य-जाति के लिए एक नवीनतर, महत्तर, उज्ज्वलतर और उन्नत- 
तर जीवनधारा का विकास, जो अपनी सम्पूर्ण सिद्धि के लिए बाह्यतःसभी जातियों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता के एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण पर निर्भर करेगा जो 


` एकीकरण विभिन्न जातियों के राष्ट्रीय जीवन को तो सुरक्षित और अक्षुण्ण रखेगा 


पर उन्हें एक सर्वोपरि और अन्तिम एकता के अन्दर एक साथ बांध रखेगा; 
(४) भारत का समस्त मनुष्य-जाति को अपना आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को 
आध्यात्मिक बनाने की साधना प्रदान करना; और अंत में (५) क्रम-विकास के 
अन्दर एक पग और आगे बढ़ जाना, जिसके फलस्वरूप चेतना एक उच्चतर स्तर 
में ऊपर उठ जाएगी और जीवन की उन अगणित समस्याओं का समाधान होना 
आरम्भ हो जाएगा जो मनुष्य को तब से व्यथित ae fasta कर रही हैं जब से 
उसने व्यक्तिगत पूर्णता तथा सर्वागसुन्दर समाज के विषय में चिन्तन करना और 
स्वप्न देखना आरम्भ किया था । 
भारत स्वतन्त्र हो गया है पर उसने एकता नही प्राप्त की है, केवल टूटी-फूटी, 
छिन्त-भिन्त स्वतन्त्रता ही उसने प्राप्त की है। एक समय तो प्रायः ऐसा ही मालूम 
होता था कि वह फिर से अलग-अलग राज्यों की उस अस्तव्यस्त अवस्था में ही जा 
गिरेगा जो अवस्था अंग्रेजों की विजय के समय थी। परन्तु सौभाग्यवश अब एक 
ऐसी प्रबल संभावना उत्पन्न हो गयी है जो उसे उस विपज्जनक अवस्था में गिर 
जाने से बचा लेगी। संविधान-परिपद की कौशलपूर्ण प्रबल नीति ने यह संभव बना 
दिया है कि पददलित जातियों का प्रश्‍न विना किसी विरोध या मतभेद के हल हो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महायोगी और कुछ राजनीतिक घटनाएं १२५ 


जाएगा | परन्तु हिन्दू और मुसलमानों का पुराना साम्प्रदायिक विभेद मानो इतना 
घना हो गया है कि उसने देश के एक स्थायी राजनीतिक विभाजन का ही रूप 
धारण कर लिया है। हम आद्या करते हैं कि कांग्रेस और हमारे देशवासी इस निर्णय 
को स्थायी निर्णय नहीं मानेंगे अथवा एक सामयिक व्यवस्था से अधिक और कुछ 
नहीं समझेंगे । क्योंकि, अगर यह विभाजन वरावर बना रहा तो भारत बुरी तरह 
दुर्बल हो सकता है और यहां तक कि पंगु भी हो सकता है; फिर गृह-कलह की 
सम्भावना बरावर ही वनी रह सकती है और यह भी संभव हो सकता है कि इस 
पर बाहर से आक्रमण हो और यहां फिर से विदेशी राज्य स्थापित हो जाए। अत- 
एव देश का विभाजन अवश्य दूर होना चाहिए--आशा है कि वह या तो विरोध 
की तीब्रता के धीरे-धीरे कम होने से दूर होगा या शांति तथा मेल-मिलाप को 
आवश्यकता को क्रमशः हृदयंगम करने से होगा अथवा एक कार्य को एक साथ मिल 
कर करने की सतत आवश्यकता को, यहाँ तक कि उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
एकत्वसाधक एक यन्त्र की आवश्यकता को अनुभव करने से होगा। इस तरह 
एकता स्थापित हो सकती है, भले ही उसका रूप चाहे जो हो--उसके वास्तविक 
स्वरूप का कोई व्यावहारिक मूल्य भले ही हो, तत्त्वत: उसका कोई मूल्य नहीं । 
परन्तु चाहे जिस किसी उपाय से क्यों न हो, विभाजन अवश्य दूर होना चाहिए 
और दूर होकर ही रहेगा | क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो भारत का भविष्य बुरी 
तरह क्षय हो सकता हैं और व्यर्थ तक हो सकता है। परन्तु वैसा कभी नहीं होने 
देना चाहिए | 
एशिया जग गया है और उसके अधिकांश भाग स्वतन्त्र हो गए हैं अथवा इस 
समय स्वतन्त्र हो रहे हैं; उसके अन्य भाग, जो अभी परतन्त्र हैं, चाहे जितने भी 
संघर्ष में से क्यों न हो, वे भी स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हो रहे हैं । वस, थोड़ा- 
सा ही कार्य शेष है और वह आज या कल TAT हो जाएगा । इस क्षेत्र में भी भारत 
को कुछ कार्य करना है और उस कार्य को उसने एक ऐसी शक्ति और योग्यता के 
साथ करना आरम्भ कर दिया हैं कि वह इस बात तो सूचित कर रही है कि उसके 
अन्दर क्या-क्या संभावनाएं निहित हैं तथा विश्व की राष्ट्र-परिषद में वह कौन-सा 
स्थान ग्रहण करेगा । 
मनुष्य-जाति का एकीकरण आरम्भ हो गया है, यद्यपि उसका प्रारम्भ दोष- 
पूर्ण है, एक बाह्य व्यवस्था स्थापित हुई है परन्तु महान कठिताइयों के विरुद्ध 
संघर्ष करना पड़ रहा है । परन्तु वेग उसमें है, और, यदि इतिहास के अनुभव को 
अपना पथ-प्रदर्शक बनाया जाय तो ag अनिवार्य रूप से तव तक बढ़ता जाएगा 
_ all तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेता । इस विषय में भी भारत ने एक 
महत्त्वपूणे कार्यं करना आरम्भ कर दिया है और, यदि वह उस विशालतर राज- 
नीतिज्ञता को विकसित करे जो आधुनिक घटनाओं तथा निकटतर संभावनाओं से 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ ; महायोगी श्री ग्ररविन्द 


ही सीमित नहों होती वल्कि भविष्य को भी देखती तथा उसे निकटतर ले आती हे 
तो, उसकी उपस्थिति इस वात को स्पष्ट दिखा सकती हे कि एक मंथर और सशंक 
गति तथा एक क्षिप्र और निर्भीक गति में क्या अन्तर होता है। संभव है कि इस 
क्षेत्र में कोई उपद्रव हठात्‌ उठ खड़ा हो और जो कुछ किया जा रहा है उसे रोक 
दे या नष्ट कर दे, परन्तु फिर भी इसका अन्तिम फल सुनिश्चित है । क्योंकि, चाहे 
जो हो, एकीकरण, प्रकृति की धारा के अन्दर एक आवश्यक चीज है, एक afa- 
वायं गति है और इसकी संसिद्धि के विषय में निस्सन्देह भविष्यवाणी की जा सकती 
है। इसकी आवश्यकता सभी राष्ट्रों को है--यह भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना 
छोटी-छोटी जातियों की स्वतन्त्रता अव कभी निरापद नहीं रह सकती और बड़े- 
बड़े तथा शक्तिशाली राष्ट्र तक भी वास्तव में कभी सुरक्षित नहीं रह सकते | 
अगर भारत विभक्त बना रहा तो वह स्वयं अपनी रक्षा के विषय में भी निस्सन्देह 
नहीं हो सकता । अतएव इसी बात में सबकी भल।ई है कि एकता स्थापित हो | 
एकमात्र मनुष्य की घोर असमर्थता तथा मूढ़ स्वार्थपरता ही इसे रोक सकती हे 
मनुष्य के इन दुर्गुणों के सामने, कहते हैं कि, देवताओं का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता 
है; परन्तु प्रकृति की आवश्यकता तथा भागवत संकल्प के विरुद्ध ये चीज़ें भी 
बराबर नहीं टिक सकतीं । इस तरह राष्ट्रीयता अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी; 

एक अन्तर्राष्ट्रीय भाव और दृष्टि उत्पन्न होगी तथा अन्तराष्ट्रीय व्यवस्थाएं और 
संस्थाएं गठित होंगी । यहां तक कि ऐसे परिवर्तन भी उपस्थित हो सकते हैं 
जिनके कारण एक आदमी एक साथ ही दो देशों या कई देशों की नागरिकता को 
प्राप्त करे और परिवतंन की प्रक्रिया के अन्दर विभिन्न देशों की संस्कृतियां स्वेच्छा- 
शवक एक दुसरी के साथ घुल-मिलकर एक हो जाएं और राष्ट्रीयता काभाव अपनी 
युद्धप्रियता को त्याग कर यह अनुभव करने लगे कि वह अपनी निजी दष्टि को 
अक्षुण्ण रखते हुए भी इन सब चीज़ों को पूर्ण मात्रा में ग्रहण कर सकता है । एकता 
का एक नवीन भाव समस्त मनुष्य-जाति को अभिभूत कर डालेगा। 


अब जो शेष है वह अभी तक एक व्यक्तिगत आशा, भावना और आदर्श की 
ही बात है। पर इसको भी भारत में तथा पाश्चात्य देशों में उन लोगों ने धीरे-धीरे 
उ GH कर दियाहै जिनकी बुद्धि utter को देखने में समन है। 
अवश्य ही मानव-प्रयास के अन्यान्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में कहीं अधिक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


III ___ 


Co) 


De की be ch 16 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 2 

मंहायोगी और कुछ राजनीतिक घटनाएं १२७ 

कठिनाइयां मौजद हैं, परन्तु कठिनाइयां पार करने के लिए ही वनी हैं और यदि 

इसके लिए परम प्रभु ने संकल्प किया है तो वे पार की ही जाएंगी। यहां भी, 

अगर यह क्रम-विकास साधित होने को है तो, और, चूंकि यह आत्मा में तथा 

आंतर चेतना में क्रमशः वद्धित होने से ही साधित हो सकता हैँ इसलिए, कि 

सूत्रपात भारत में ही हो सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्र सारा विश्व होगा फिर 
भी इसका केन्द्र भारत ही हो सकता हूं | eS 

ग्राज भारत के इस स्वाधीनता-दिवस के साथ मैं इन्हीं भावनाओं का अत 

कर रहा हूं | पर ये सव भावनाएं सिद्ध होंगी या नहीं या कहाँ तक अथवा कितना 


न! डीन भो न्त्र भारत पर निर्भर करता है । 
शीघ सिद्ध होंगी--यह सव इस नवीन आर CAT भारत प हु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३. महासमाधि 


वर्ष १६५० ! 
x x x 
जब से श्री अरविन्द एकान्तवासी बने थे (केवल चार दर्शन-दिवसों को छोड़- 
कर) जिससे अतिमानसिक अवतरण का प्रयोग पूर्ण हो सके तव से १९५० तक 
उनका फोटो भी नहीं लिया गया था कितु अप्रैल १९५० में श्री Wo कातिब्रेसों 
को उनकी फोटो लेने की अनुमति मिल गई तो शिष्यो में प्रसन्नता की लहर दौड़ 
गई। 
x x x 
गुजरात के एक ज्योतिषी ने दो भविष्यवाणियांकी थीं । संभावना हे कि 
१६५० में श्री अरविन्द देह-त्याग कर दें (क्योंकि सूर्य व चन्द्रमा एक घर में आ 
गए हैं और चन्द्रमा द्वादश भाव का स्वामी है) किन्तु यदि वे बचेंगे तो १९६४ में 
अद्भुत चमत्कारपूर्ण कार्य करेंगे और उसके पश्चात्‌ शीघ्र ही इच्छानुसार देह- 
त्याग करेगे। श्री अरविन्द ने १६६४ की बात जानी तो कहा--“ओह, तिरावने 
वषं ! ” उनसे कुछ शिष्यों ने पूछा कि इस वर्ष (१९५० चल रहा था ) की बात तो 
ठीक नहीं है? श्री अरविन्द केवल इतना बोले--“क्यों ? ” 
x x x 
श्री नीरदवर्णं को श्री अरविन्द के समीप रहकर लिखने का कार्य मिला हुआ 
था। श्री अरविन्द लिखाते, श्री नीरदवर्ण लिखते | 'सावित्री' महाकाव्य अभी 
पूर्ण नहीं हुआ था | अचानक एक दिन श्री अरविन्द बोल उठे--“ 'सावित्नी” को 
शीघ्र पुर्ण कर देना चाहिए।” पूरे पचास वर्ष बिताने पर भी जिसके विषय में श्री 
अरविन्द अत्यन्त धेय के साथ आवृत्ति पर आवृत्ति करने में, साजने-संवारने, निर्दोष 
बनाने में प्रयत्नशील थे, उसके विषय में 'जल्दी' | श्री नीरदवर्ण चकित हो गए ! 
x oye > x 
कुछ समय से श्री अरविन्द को गुर्दे का रोग होने के लक्षण प्रकट होने लगे थे । 
१७ नवम्बर १६५० को कष्ट उभर कर सामने आ गया था । किन्तु २४ नवम्बर 
को दर्शन-दिवस का कार्यक्रम ठीक व्यतीत हो गया । रोग बढ़ता गया । शिष्यों को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महासमाधि १२९ 


लगा कि श्री अरविन्द पहले के समान अपनी योगशक्ति को रोग दूर करने में प्रयुक्त 
नहीं कर रहे हैं श्री अरविन्द से पूछने पर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया । श्री 
नीरदवर्ण चिकित्सक भी हैं, मुंह लगे शिष्य भी थे, पूछा--"तव रोग क॑से ठीक 
होगा?” 
श्री अरविन्द का शांतिपूर्वक दिया गयाकितु रहस्यपूर्ण उत्तर था --'समझा 
नहीं सकता, तुम समझोगे नहीं ।” फिर भी बात समझ में आने लगी थी । क्या सूर्य 
अस्ताचल को जा रहा था ? क्या श्री अरविन्द अपनी मृत्यु को आने की अनुमति 
दे रहे थे ? कया योगी इच्छामृत्यु का आवाहन कर रहा था ? 
xX x x 
कलकत्ते से आमंत्रित प्रसिद्ध सर्जन श्री अरविन्दके प्रति श्रद्धालु डा० सान्याल 
३० नवम्बर, १६५० श्री अरविन्द को देखने गए | शिष्य श्री चम्पक लाल ने आवाज 
दी - देखिए, सान्याल आए हैं। श्री अरविन्द की शान्त दृष्टि उठी और डा० 
सान्याल के मुखमंडल पर टिक गई | डा० सान्याल के शब्दों में--“उन्होंने आंखें 
पूरी खोल दीं, मुझे देखा और मुस्कराए। ओह, कैसी मुस्कान, कितनी सुन्दर और 
पुनीत, सहज ही में आनंदित कर देने वाली, हृदय को अंतिम तह तक प्रकाशित 
कर देने वाली । अपना हाथ उन्होंने मेरे माथे पर रख दिया, प्यार से इसे थपथपाया 
**“मैंने उनसे पूछा--क्या पीड़ा है ? वे बोले--पीड़ा, मुझे पीड़ा नहीं होती । और 
कष्ट ? व्यक्ति इससे ऊपर उठ सकता है॥ 
> > x 
अन्दर की निरन्तर सफाई करते रहने और एण्टीबायोटिक्स के निरंतर प्रयोग 
से श्री अरविन्द को ठीक किया जा सकता है, इस आधार पर उनकी चिकित्सा 
चलती रही । परिणामस्वरूप श्री अरविन्द का शरीर कुछ अच्छा दिखाई पड़ने 
लगा | डा० सान्याल ने उनके सिर की मालिश की तो श्री अरविन्द ने प्रशंसात्मक 
रूप में कहा--“तुम चिकित्सा-विज्ञान के “फेलो' के रूप में इंग्लेण्ड गए थेन? 
परंतु तुमने यह मालिश कहां सीखी ? ” रक्‍त की परीक्षा के लिए कहने पर श्री 
अरविन्द ने अस्वीकार कर दिया -“तुम डाक्टर लोग रोग और औषधि के अति- 
रिक्त कुछ विचार भी नहीं सकते | परन्तु ऊपर से दिखाई देने वाली बातों के अति- 
रिक्‍त इनसे भिन्त और उनसे ऊपर भी कुछ होता है । मुझे किसी वस्तु की आव- 
एयकता नहीं है । महायोगी का उत्तर उन्हीं के अनुरूप था । 
x x x 
अचेतावस्था से जगकर एक बार श्री अरविन्द ने डा० सान्याल से पूछा था-- 
बंगाल के शरणार्थियों के विषय में, बंगाल के विषय में । वहां की करुण कथा सुनने 
पर उन्होंने डा० सान्याल के अंतिम वाक्य “अवश्य ही भगवान उनकी सहायता 
करेगा” को सुनकर कहा था-- अवश्य ही, परन्तु तभी जंब बंगाल ईश्वर को 


$ 
t 
i 
$ 
f 
3 
ft 
| 


CC-0. I ee sR Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३० महायोगी श्री अरविन्द 


चाहे।” और वे पुन: अचेत हो गए थे । 
x x x 
श्री अरविन्द को मूर्च्छां का कारण मूत्र-विष था क्योंकि गुर्दे बेकार हो गए 
थे। किन्तु डाक्टर चकित थे कि ऐसी मूर्च्छा का रोगी तो पूर्णतया अचेत ही रहता 
है किन्तु श्री अरविन्द तो इच्छानुसार जागते दिखाई पड़ते । वे पानी मांगते तो 
नहीं, परन्तु दिए जाने पर कुछ मुस्कराते हए पी लेते । शरीर मृत्यु से संघर्ष कर 
रहा था, महायोगी के प्रति अपना अंतिम कतंव्य-पालन कर रहा था । 
x x x 
४ दिसम्बर को वे डाक्टरों का सहारा लेकर अपनी आरामकुर्सी तक चलकर 
भी आए, उसपर बैठे भी । श्री अरविन्द ठीक हो गए हैं, ऐसा लगने से सभी शिष्यों 
को प्रसन्नता हुई । किन्तु यह मृत्यु की छलना थी । बुझने से पहले स्नेहणून्य हो रहे 
दीपक के प्रकाश का क्षण-भर को बढ़ जाना था-। 
x x x 
४ दिसम्बर की रात्रि | श्री अरविन्द का अचेत शरीर कष्ट भोग रहा था, 
सांस लेने में भी कष्ट हो रहा था । माताजी ११ बजे टमाटर का रस देने आई | 
चमत्कार हुआ। शरीर ऐसा जाग गया मानो सोकर उठा हो, रस पीकर श्री 
अरविन्द पुनः मूच्छित हो गए, फिर पीड़ा होने लगी । माताजी ने पहले ही डा० 
सान्याल इत्यादि को बता दिया था कि श्री अरविन्द स्वयं से ध्यान हटा रहे हैं 
वापस लौट रहे हैं । 
x x > 
४ दिसम्वर और ५ दिसम्बर के मध्य की वह दारुण ufa ! एक बजे माता- 
जी ने आकर श्री अरविन्द को देखा । फिर वे डाक्टर को संकेत करके स्वयं 'एकान्त' 
में चली गई । 'एकान्त' में जाने का अर्थ उनके शिष्य भली-भांति जानते हें । तब 
उनकी चेतना शरीर से वाहर निकलती है । थोड़ी देर मे ही अरविन्द का शरीर 
कुछ कांपा, उनकी दोनों भुजाएं वक्षस्थल पर थीं, ऊपर-नीचे रखी हुई, श्वास-प्रवाह 
रुक गया, प्राणों ने शरीर को याग दिया था, पक्षी उड़ गया था, महायोगी चला गया 
था, शरीर मात्र पड़ा था ! तब घड़ी में १ बजकर २० मिनट थे। ५ दिसम्बर की 
वह वेला--कितनी कठोर ! कितनी दारुण ! कितनी विचित्र ! 
x x x 
ठीक १-२० पर माताजी ने श्री अरविन्द के कमरे में प्रवेश किया था । उस 
समय उनकी आकृति कुछ परिवर्तित लगती थी। कंधे पर बिखरे हुए केश, भयानक- 
सी लगने वाली दृष्टि | वे वहां खड़ी निर्निमेष भाव से श्री अरविन्द के शरीर की 
ओर देख रही थीं । रोने वालों को उनकी दृष्टि मात्र ने जड़ीभूत कर दिया था। 
दो महान्‌ योगियों के वियोग का वह क्षण ! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ उक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
महासमाधि १३१ 
श्री माताजी का आदेश हुआ 'सेवा-वृक्ष' (सर्विस ट्री) के नीचे समाधि दी 
जाएगी | स्थान पूर्व -fafaa था । आश्चर्य ! 
x X x 
आश्रमवासियों पर तो वज्त्रपात ही हुआ | 
जिसने सुना, वही स्तव्ध रह गया, दौड़ा आया, रो पड़ा, रोता रहा ! 
श्री अरविन्द की दिव्य ज्योति चली गई, यह कल्पना ही जिनके हृदय को 
हिला देने वाली थी, उनके सामने वह प्रत्यक्ष निर्जीव देह पड़ी हुई थी । 
xX x x 
कितु वह देह भी असाधारण थी । महायोगी के शरीर में अतिमानसी प्रकाश 
व्याप्त था जिसे शरीर में लाने के लिए वे निरन्तर साधना करते रहे थे। उसी के 
कारण शरीर पर मृत्यु के लक्षणा भी प्रकट नहीं हो सकते थे। देहत्याग के बाद भी 
शरीर निर्दोष दिखाई दिया | ५५ घंटे वाद ७ दिसम्बर को प्रधान फ्रांसीसी डाक्टर 
ने अधिकृत तौर पर घोषणा कर दी थी कि शरीर में कहीं कोई दोष नहीं आया 
है । भारत भर से दर्शनाथियों का तांता लगा रहा। 
x xX > 
५ दिसम्बर के प्रभात में माताजी ने श्री अरविन्द के प्रति कहा था--“हे 
प्रमु ! इस प्रभात को तूने हमें यह आश्वासन दिया है कि जब तक तेरा कार्य 
सम्पन्त नहीं हो जाता, तू हमारे साथ रहेगा--केवल उस चेतना के रूप में नहीं, 
जो प्रकाश देती है और पथ-प्रदर्शक है अपितु हमारे कार्य में सक्रिय उपस्थिति के 
रूप में विद्यमान रहेगा | frata शब्दों में तूने यह प्रतिज्ञा की है कि तू सम्पूर्ण 
भाव में यहां रहेगा और पार्थिव वायुमंडल को तब तक नहीं GSAT, जब तक पृथ्वी 
रूपान्तरित नहीं हो जाती तू ऐसी कृपा कर जिसमें हम इस उपस्थिति के योग्य 
बनें और पर्ण भावपूर्वक तेरे उदात्त कर्म की सिद्धि के लिए समर्पित हो जाएं 1” 
> x x x 
८ दिसम्वर को माताजी ने सन्देश दिया कि जव श्री अरविन्द--चेतना को 
उन्होंने पुनः शरीर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे 
जानवूझ कर छोड़े गए शरीर को पुनः ग्रहण नहीं करेंगे और श्री अरविन्द ने यह 
भी कहा --“मैं फिर अतिमानसी शरीर में प्रकट होऊंगा। Z 
x x X 
& दिसम्बर को देहत्याग के १११ घंटे बीतने के साथ अतिमानसिक प्रकाश 
चले जाने के पश्चात्‌ श्री अरविन्द को महासमाधि दे दी गई । 
x x x 
श्री अरविन्द की समाधि पर अंग्रेजी में श्री अरविन्द की देह के प्रति ये श्रद्धा- 


पूर्ण विचार अंकित हैं-- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ महायोगी श्रौ अरविन्द 


“तुझे, जो हमारे गुरुदेव का भौतिक कलेवर रहा, हमारी अनन्त कृतज्ञता ! 
हम तेरे सम्मुख शीश झुकाते हैं, तेरे सम्मुख, जिसने हमारे लिए इतना किया, 
हमारे लिए इतना कार्य किया, इतना संघर्ष किया, इतना कष्ट सहा, इतनी आशा 
को, इतना सहन किया और हमारे लिए सब संकल्प किया, सब प्रयत्न किया, सव 
तैयार किया, सब प्राप्त किया । हम तुझसे याचना करते हैं कि हम स्वयं पर तेरे 
ऋण को कभी न भूलें, एक क्षण के लिए भी नहीं 1” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४. श्री अरविन्द अमर हें 


श्रद्धांजलियां 

महायोगी श्री अरविन्द की महासमाधि के समाचार ने देश को ही नहीं, विश्व 
भर को चौंका दिया | 

श्रद्धांजलि अपित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद 
ने कहा था--' प्राचीन ऋषियों के समान एक निर्भीक और सत्साहसी चिन्तक के 
साथ ही साथ श्री अरविन्द महान कार्य करने वाले व्यक्ति भी थे । पश्चिमी साहित्य 
का उन्होंने पूर्ण अवगाहन किया था। उसी प्रकार उन्होंने अपनी जन्मभूमि के प्राचीन 
=. ज्ञान-विज्ञान का भी गहरा अध्ययन किया था। किन्तु वे मात्र 'अध्येता' शब्द 
के सामान्य अर्थ में अध्यवसायी नहीं थे लिखित और कंठस्थ शास्त्रों के इस स्वा- 
ध्याय को उन्होंने अपनी अनवरत व सुदीघे साधना से पुनः परीक्षा कर और भी 
अधिक शक्तिशाली बनाया था। उनका शरीर, वर्ष के कुछ नियत दिनों पर, अब 
कतिपय सौभाग्यशालियों को भी देखने को नहीं मिलेगा, किन्तु उन्होंने जो सन्देश 
दिए हैं और वे आध्यात्मिकता की जो सुगन्धि छोड़ गए हैं, वे इस देश की नहीं 
अपितु विशाल विश्व की अभी अजन्मी पीढ़ियों तक के लिए प्रेरक रहेंगे। भारत 
उनकी स्मृति की पूजा करेगा और अपने देश के महान तत्त्वदशियों और धर्मदूतों 


की पवित्र परम्परा में प्रतिष्ठापित करेगा ।' 
समाचारपत्नों की सुखियों, शोकपूर्ण समाचार के विवरणों तथा सम्पादकीयों 


और श्रद्धांजलियो में देश के बुद्धिजीवियों व जन-जन की. श्री अरविन्द के प्रति 
प्रगाढ़ श्रद्धा तथा आत्मीयता उभर कर ऊपर आ गई AT | 

विश्व-भर में शोक को अनेक प्रकार से व्यक्त किया गया । कितने ही विश्व- 
बिद्यालय उनके शोक में बन्द रहे | भारतवर्ष तो पूर्णतया शोकाकूल था, aa ही 
जैसे पांडीचेरी का आश्रम | कुछ नीलिमा लिए स्वर्ण प्रभामंडल' से आवृत्त श्री 
अरविन्द के शव के समान ही सम्पूर्णे विशव कालिमा में डूब गया था। 


श्री अरविन्द का यश 
देश-विदेश के सैकड़ों विद्वानों ने श्री अरविन्द के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३४ महायोगी श्री अरविन्द 


पर प्रकाश डालने वाले लेख व ग्रंथ तो लिखे ही हैं, उनके विचार-दर्शन का गम्भीर 
अध्ययन भी विश्व-भर में चल रहा है। उसके सुयोग्य शिष्यों--श्री ए० dto 
पुराणी, श्री दिलीप कुमार राय, श्री नलिनीकान्त गुप्त, श्री नीरदवर्ण, डा० के० 
आर० श्रीनिवास आयंगर, श्री पवित्र, श्री आर्जव, श्री नवजात आदि ने उनके 
विचारदर्शन को लोकप्रिय करने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं। श्री अरविन्द 
के व्यक्तिगत सम्पर्क या उनके साहित्य के सम्पर्क में आने वाले साहित्यकारों की 
संख्या भी अत्यन्त विशाल है । भारत की प्रायः सभी भाषाओं के साहित्यकारों में से 
अनेकानेक को श्री अरविन्द-चेतना ने प्रभावित किया है । इसरायल, फ्रांस, अम- 
रीका आदि देशों में भी उनके प्रशंसकों की, भक्तों की बड़ी संख्या है । राजनीतिक 
aa, पत्रकारिताःक्षेत्र तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सहसौ्रों व्यक्तियों 
ने उनसे प्रेरणा ली थी भौर ले रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में नेताजी सुभाषचन्द्र 
वसु इत्यादि उनसे अत्यधिक प्रभावी रहे थे। १९६८ में श्री जय स्मिथ द्वारा 
संपादित 'पायोनियर आफ सुपरामेंटल एज” नामक पुस्तक में प्राच्य और पाश्चात्य 
विद्वानों के श्रद्धा-सुमनों का भव्य संकलन है। 


श्री भ्ररविन्द-पथ की प्रकाशस्तंभ श्री माताजी 


श्री अरविन्द-पथ की प्रकाशस्तम्भ श्रीमाताजी के व्यक्तित्व में श्री अरविन्द- 
चेतना का दर्शन आश्रम के साधक यों ही नहीं करते, सचमुच वे एक आध्यात्मिक 
महाशक्ति हें । श्वी अरविन्द और उनमें अन्तर किया ही नहीं जा सकता क्योंकि 
श्री अरविन्द को वे पूर्णतया समपित ही नहीं, उनकी साधना में सहायिका भी थीं । 
श्रीमाताजी के मागं दर्शन में साधकों का श्रद्धालु दल अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर 
बढ़ रहा है। आश्रम की प्रगति, अरविन्द नगरी (आरोवील) की स्थापना तथा 
श्री अरविन्द-कमंधारा के अन्तर्गत चलने वाली गतिविधियां इसका प्रमाण हैं। 


शाश्वत श्री अरविन्द-जन्म 


श्रीमाताजी के अनुसार श्री अरविन्द का जन्म शाश्वत है। उनके ही शब्दों 
में---/विश्व-इतिहास में श्री अरविन्द का जन्म 'शाश्वत' है। चेतना के चार 
आरोहणशील स्तरों पर इस वाक्य को हम चार प्रकार से विचार सकते हैं 


१. भौतिक रूप से, इनके जन्म के परिणाम विश्व में शाश्वत महत्त्व के 
होंगे । ; 


२. मानसिक रूप से, यह एक ऐसा जन्म है जिसे विश्व-इतिहास सदा स्मरण : 


रखेगा | 
३. अन्तरात्मिक दृष्टि से, यह एक ऐसा जन्म है जो युग-युग में सर्दव होता 
रहा है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अरविन्द अमर हैँ १२५ 
४. आध्यात्मिक दृष्टि से, भूलोक में यह स्वयं सनातन का अवतरण a 


श्री प्ररविन्द भ्रमर हैं 

निस्सन्देह श्री अरविन्द इतनी महान विभूति हैं, इतने महान योगी और 
मनीषी हैं कि उन्हें विश्व कभी भूल नहीं सकता | किन्तु भारतवर्ष भी क्या उन्हें 
मात्र स्मरण रखकर ही निश्‍चित हो जाएगा ? क्या भारत की पीढ़ियां स्वातन्त्य- 
योद्धा और महायोगी श्री अरविन्द को मात्र श्द्धापुष्प अपित करके ही उन्हें अमर 
रखेगी ? वस्तुतः श्वी अरविन्द को अमर करने में भारत का सच्चा योगदान तव 
होगा जब भारत भौतिकवाद पर आध्यात्मिकता की सफल प्रतिष्ठा, सिद्धान्त में ही 
नहीं, व्यावहारिक जीवन में करता हुआ, सर्वागीण विकसित भारत को परम वैभव 
के शिखर पर ले जाएगा और उसे विश्‍व-एकता का महान पथ-प्रदर्शक बनाएगा | 
उनके द्वारा पोषित भावनाओं, विचारों व साधनाओं के वटवृक्ष के रूप में श्री 
अरविन्द चिर अमर हों, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए | 


वर्तमान भारत को श्री अरविन्द का सन्देश 
वेदान्त और योग को जीवन में चरितार्थ करने वाले श्री अरविन्द सनातन 


धर्म की नवनवोन्मेषशालिनी शक्ति के असाधारण उदाहरण थे। उनका ज्ञान 
साक्षात्कृत, उनका योग साक्षात्कारी तथा उनका जीवन दिव्य-प्रेरणा से चालित 
होने के कारण उनकी बात-बात में मंत्र-शवित का दर्शन होता है । त्रिकालाबाधित 
ऋषि-दृष्टिःपराप्त श्री अरविन्द ते जिस सूक्ष्मता से भारतराष्ट्र की fafa के स्वरूप 
को हृदयंगम कराने के लिए अपने जीवन का एक महत्त्वपूर्ण काल राजनीति को 
अपित किया, उसी सूक्ष्मता से अतिमानस को पृथ्वी पर उतारने की अपनी पद्धति 
की दार्शनिक प्रस्तुति तथा तदर्थ साधकों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने राजनीति से 
विराम भी लिया | उनके भाषणों, लेखों व ग्रन्थों तथा पत्र-व्यवहार या प्रत्यक्ष an- 
चीत में दिए गए वक्तव्यों की विशाल राशि के आंशिक आकलन से भी यह स्पष्ट 
हो सकता है कि श्री अरविन्द ने मानव की व्यष्टिगत तथा समष्टिगत, चिरकालिक 
तथा एतत्कालिक, सार्वभौम तथा एतद्देशीय और सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
अनेकानेक समस्याओं के स्वरूप का अन्तर्वाह्य निरीक्षण और आकलन कर उनका 
एक तकंपूर्ण तथा अनेक अं aii में मौलिक समाधान भी प्रस्तुत किया है । निस्सन्देह 
व्यक्ति और समाज की जो समस्याएं आज विश्व-भर के मनीषियों की चिन्ता अथवा 
चिन्तन का विषय बनी हैं, उन पर सामान्यतः समस्त मानवता को और विशेषतः 
p भारतीयों को, श्री अरविन्द के महान्‌ बिचार-दर्शन के प्रकाश में, विचार करना 
समाधान के समीप पहुंचाने वाला है क्योंकि श्री अरविन्द का चिन्तन पूर्व और 
पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान, आस्तिकता और नास्तिकता आदि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ महायोगी श्री अरविन्द 


सभी को ग्रहण करता हुआ तथा अन्ततः उनसे ऊपर उठकर एक अधिक दीप्ति- 
मान लक्ष्य की ओर उन्मुख होता हुआ दिखाई देता है। उनमें एक साथ दयानन्द, 
रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द, एक साथ शिवाजी, रामदास व ज्ञानेश्वर, 
एक साथ राम, वसिष्ठ और वाल्मीकि प्रभृति त्रिकों के दर्शन होते हैं। उनमें ज्ञान, 
भक्ति और कर्म, तंत्र, योग और विज्ञान, विश्लेषण और संश्लेषण, विचार और 
विचारातीतता इत्यादि का ऐसा सुन्दर समन्वय मिलता है कि लगता है कि विश्व 
जिस आनन्द के राजकोष की कुंजी के अभाव में समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियों के 
होते हुए भी विषण्ण तथा निराश-सा हो रहा है, उसे ही भारतभूमि में प्राचीन 
काल के ऋषियों द्वारा सुरक्षित रखी जाने के पश्चात्‌ भी विस्मृत हो गयी देखकर 
श्री अरविन्द ने उठाकर, चमकाकर, पुन: प्राप्य बना दिया है। श्री अरविन्द का 
सन्देश युग-युगों के लिए है, यह सत्य है क्योंकि वह शाश्वत तत्त्वों पर आधारित 
विकास का राजमार्ग है तथापि यह तो और भी सत्य है कि वर्तमान के लिए वह 
और भी अधिक उपादेय है क्योंकि उस कर्मयोगी की महासमाधि के पश्चात्‌ से 
अभी तक भारत व विश्व की समस्याओं के समाधान अथवा परिस्थितियों की दृष्टि 
से स्थिति पहले से बिगड़ी ही हे, वनी नहीं और भौतिकतावादी झंझावात प्रभृति 
बाधाएं विकरालतर ही हुई हैं, मृदुतर नहीं । 

श्री अरविन्द का जीवन-दर्शन परिपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है जिसमें भौतिक- 
वादी जीवन-दर्शन भी समाविष्ट है और सभी धर्म स्वीकृत हैं अर्थात्‌ जिसमें न देह 
की अस्वीकृति है, न आत्मा की और जिसके अनुसार नास्तिक का आत्मा को 
नकारना उतना ही लुटिपूर्ण है जितना संन्यासी का देह या विश्व को नकारना। 
‘aa खल्विदं ब्रह्म' के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार कराने वाली उनकी दुष्टि 
बरह्म ही परम सत्य है तथा विश्व ब्रह्म हे. का सन्देश देती हुई आज भारत व 
यूरोप दोनों में ही अतिवाद से हुई भूलों का संकेत करती हुई एक वांछनीय सामं- 
जस्य का माग प्रशस्त करती है । अनीश्वरवाद या अज्ञेयवाद की भी उपयोगिता 
है -परमतत्त्व-सम्बन्धी हमारी भ्रांति का स्मरण कराने के लिए। “नास्तिकता 
मठ-मन्दिरों और गिरजाघरों की बुराइयों तथा सम्प्रदायों की संकीर्णता के विरुद्ध 
एक आवश्यक प्रतिक्रिया है। ईसा और रामकृष्ण के अन्दर ही भगवान को देखना 
और उनकी वाणी सुनना यथेष्ट नहीं है, हमें हक्सले और हैकेल के अन्दर भी उन्हें 
देखना होगा और उनकी वाणी सुननी होगी ।” 'दी लाइफ डिवायन” में श्री 
अरविन्द ने अपने तत्त्वज्ञान को प्रस्तुत किया है। उसमें ada वेदान्त को जिस 
प्रकार युगीन भाषा में प्रस्तुत किया गया है--विज्ञान, मनो विज्ञान, पाश्चात्य 
दर्शन तथा अपनी अनुभूति के आधार पर--उसे देखकर यह सहज ही कहा जा 
सकता है कि पृथ्वी पर रहते हुए सत्ता के सीमित और खण्ड-खण्ड रूप से ऊपर 
उठकर उसका समग्रतापादनरूप की उपलब्धि करना, अशुभ के परित्याग व शुभ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se oS MR डड डड डी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अरविन्द अमर हैं १३७ 


के ग्रहण की निरन्तर साधना से अनंत शुभ में पहुंचकर शुभ और अशुभ के इन्द्र 
से अतीत हो जाना तथा “स्वतःस्फूर्त सत्य-ज्ञान, सत्य-इच्छा, सत्य-संप्रती ति, सत्य- 
गति-प्रवृत्ति और सत्य-कर्म को अपनी प्रकृति का समग्र धमं” बनाने के लिए सना- 
तन ऋत-चिते को अधिकृत करना आदि दुरूहतम प्रक्रियाओं को सुगमतम रूप में 
प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता उतनी ही वंदनीय है जितना यह सन्देश मन व 
बुद्धि की उपयोगिता और सीमाएं वैज्ञानिक रीति से प्रतिष्ठित करने वाले उनके 
तत्त्वज्ञान में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है--चिति के ब्रह्मशक्तित्व का उद्घाटन तथा उसके 
विभिन्न मात्रा में आवरणों से जड़ से लेकर उच्चतर चेतना के स्तरों का विकास- 
स्पष्टीकरण अर्थात्‌ पदार्थ व चेतना का एक ही सत्ता के दो छोरों के रूप में वर्णन । 
उनके अतिरिक्‍त भी कुछ विद्वानों ने समन्वय करने का प्रयास किया है जैसे अरस्तू, 
लाइबनित्स और हेगेलने दार्शनिक दृष्टि से भौतिकवाद और चेतनावाद के समन्वय 
का प्रयास किया है किन्तु श्री अरविन्द का वैशिष्ट्य यही है कि उनकी अपनी दृष्टि 
वौद्धिक मात्र नहीं है अपितु गंभी रतर आध्यात्मिक चेतना के आधार पर साक्षात्कृत 
प्रज्ञा से आलोकित | 

अपने जीवन-दर्शन को जीना, यह उनके जीवन से मिलने वाला एक खुला किन्तु 
अत्यंत महत्त्वपूर्ण संदेश है। आई० सी० एस० के कगार पर पहुंचकर भी अपने 
जीवन-दर्शन से उसका तालमेल बैठता न दीखने के कारण उस सुनहली नौकरी का 
निर्मोहपूर्वक परित्याग कर देने वाले श्री अरविःद अपने जीवन-दर्शन को जीने के 
लिए ही क्रांतिकारी बने थे और जहां लोकमान्य तिलक 'स्वराज्य' का उद्घोष ही 
कर सके थे और गोपालकृष्ण गोखले “केवल पागलखाने के सामने खड़ा व्यक्ति ही 
स्वतन्त्रता की बात सोच या कह सकता Zi ब्रिटिश शासन का कोई विकल्प 
नहीं है, न अभी, न भविष्य में काफी समय तक' कह कर अपनी दूरदशिता की 
मावा प्रकट कर रहे थे, उस समय श्री अरविन्द ने देश के पूर्ण स्वातंत्र्य का डके 
की चोट पर उद्घोष भी अपने जीवन-दर्शन को जीने के लिए ही किया था। 
अपनी प्रिय पत्नी मृणालिनी देवी को लिखे गए ३० अगस्त १६०५ के उनके प्रसिद्ध 
पत्र में जिन तीन पागलपनों अर्थात्‌ gat का उन्होंने उल्लेख किया हैं, वे भी जीवन- 
दर्शन को व्यवहार में उतारने की उनकी एकान्त निष्ठा की ही परिचायक हैं | 
केवल बौद्धिकतावादी बने रहने, ऊंचे आदर्शो को वाणी या लेखनी तक ही 
सीमित रखने, सिद्धान्तों पर सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित करते जाने किन्तु व्यवहार 
में इंच भर भी न बदलते वाले बुदधि-विलासियों का वर्तमान विश्व में बाहुल्य तथा 
आधुनिकतावादियों का कोरा दंभ देखकर यह सहज ही लगता है कि बौद्धिक 
जगत को उनका यह संदेश तितान्त सार्थक है -“विचारक बनो पर साथ ही करने 
वाले भी बनो”, ठीक वैसे ही जैसे पूजापाठ में लगे रहने वालों तथा सक्रिय जीवन 
से पलायन करते वालों को उनका यह संदेश-- “आत्मा बनो पर साथ ही मनुष्य 


न Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TESTE SN Tie SST OTE oo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३५ महायोगी श्री अरविन्द 


भी बनो। परमेश्वर के सेवक बनो पर साथ ही प्रकृति के स्वामी भी बनो ।” 
आत्मा, दृष्टि, संकल्प और क्रिया में सत्य की बैदिक शिक्षा उनके संदेश के अन्तर्गत 
भी आती है क्योंकि उनका जीवन-दर्शन सत्य की उपासना का ही परिणाम है। वे | 
मात्र कथन इससे संतुष्ट नहीं हो सके थे कि ईश्वर परमसत्य है और हिन्दू धर्म की | 
शिक्षाएं ईश्वर की प्राप्ति कराने में समर्थं हैं। वे इस सत्य की स्वयं परीक्षा करने 
के लिए सिर पर कफन बांधकर निकले और अंत में जव उन्होंने उसकी पुष्टि कर 
ली तब भी वे आगे ही बढ़ते चले गए और प्राचीन ऋषियों ने किन्हीं कारणों से 
जिस स्तर के आगे का वर्णन नहीं किया है उसके आगे तक भी वे पहुंचे और पथ 
पर चलते-चलते स्वयं राजपथ बन जाने वाले उत्कृष्ट पथिक सिद्ध हुए । आज भी 
आवश्यकता है कि अनुभूत सत्य ही जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा पाए नहीं तो धर्म 
कोरा ‘na’ या 'सम्प्रदाय' रह जाएगा अथवा ‘feared’ या वाग्विलास मात्र | | 
इसी के लिए उनका पूर्ण योग का मार्ग 'क्षुरस्यधारा-पथ' होते हुए भी अनेकानेक | 
साधकों का प्रिय वना है । उनका दर्शन, योग से युवत है और योग, दर्शन से । यहां | 
सिद्धान्त और व्यवहार, तत्त्वज्ञान और साधना परस्पर पूरक हैं, निरपेक्ष नहीं । 
ऐसा योगयुक्त सर्वागीण जीवन-दर्शन ही आज विश्व की आवश्यकता है। 

श्री अरविन्द ने इतिहास के स्वरूप, मानवं एकता का भविष्य और राष्ट्रीयता 
की यथार्थ धारणा के विषय में अमूल्य मार्ग दर्शन किया है। इतिहास की अर्थपरक | 
व्याख्या करने वाले तथा मानव एकता के साम्यवादी-समाजवादी चित्र को खींचते 
वाले मार्क्स सदृश विचारकों से विश्व अत्यन्त प्रभावित हुआ है । कम्युनिज्म के | 
राजनीतिक उत्थान के साथ ही मार्क्स की सभी मान्यताओं के प्रति श्रद्धा का 
उमड़ना और कम्युनिज्म के अन्त राष्ट्रीय आन्दोलन के शिथिल पड़ने और विखरने | 
के साथ मार्क्स की सभी मान्यताओं पर प्रश्‍नचिह्लू लगने के कारण अभी यह कहना 
सम्भव नहीं है कि मार्क्स का मूल चिन्तन अपनी क्या छाप मानव-इतिहास में | 
छोड़ेगा । तथापि, यह स्पष्ट है कि वह सफल नहीं हो सका है और एकांगी जीवन- | 
दर्शन से इसकी आशा भी नहीं करनी चाहिए। श्री अरविन्द का चितन सर्वा- 
गीण होने से वे अर्थ की उपेक्षा नहीं करते किन्तु उसी को ही सब कुछ स्वीकार 
भी नहीं करते । वे पूंजीवाद के आलोचक हैं और कम्युनिज्म के सैद्धान्तिक और 
व्यबहार में दिखाई पड़ने वाले रूप के भी। धन को एक विश्वजनीन शक्ति का 
स्थूल fag मानते हुए वे 'दरिद्रता और अपरिग्रह का होना ही आध्यात्मिक 
स्थिति’ मानने की भूल के प्रति सावधान करते हैं। उनके अनुस,र ' 'धतराशि और 
उससे प्राप्त होने वाले साधनों और पदार्थों से तो वैरागियों की तरह भागना 
चाहिए और न इनकी कोई राजसी आसक्तिया इनके भोग में पड़े रहने की दासत्व 
वृत्ति ही पोसनी चाहिए। धन को केवल यह समझो कि यह एक शक्ति है जिसे 
माता की सेवा के लिए जीतकर लौटा लाना और उन्हीं की सेवा में अपण करता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ST O07 NS ks 


| 
f 
i 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अरविन्द अमर हें १३९ 


हे। सारा धन भगवान का है और यह जिन लोगों के हाथ में है वे उसके रक्षक हैं, 
मालिक नहीं ।*** *** कोई मतुष्य धनी है केवल इसीलिए उसके सामने सिर नीचा 
मत करो | उसके आडम्वर, शक्ति या प्रभाव के वशीभूत मत हो।” इस दृष्टिकोण 
से अर्थ भी एक भागवती शक्ति मात्र है, परम सत्ता के विश्वास को सेवा का एक 
उपकरण Ala | और, वह भगवती शक्ति ही इस विश्व के रूप में लीला कर रही 
है। इतिहास की ऊपर से प्रयोजनहीन और आपाततः विरोधी घटनाएं उसी 
भगवती के द्वारा संचालित हैं । विश्‍व परमतत्त्व कालपुरुष की शक्तियों का खेल है 
और विश्व-इतिहास सप्रयोजन। आत्मा तथा मानवता के दिव्यत्व का निरन्तर 
अधिकाधिक उद्घाटन ही ऐतिहासिक विकासक्रम का लक्ष्य है। 'अतिमानस का 
अवतरणा भी उसीके अन्तर्गत होगा । 

मानवता के विकास में लोकतन्त्र के साथ ही समाजवाद को एक पग मानते 
हुए भी वे उसे अंतिम मंजिल स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह सर्वशक्तिमान निरं- 
कुश राज्य का पोषक होने से मानव का विकास अवरुद्ध करने को बाध्य है। न्यून- 
तम सामाजिक तथा आथिक सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा के कारण समाज- 
वाद सराहनीय है तो राज्य के प्रति व्यक्ति के पूर्ण समर्पण तथा स्वतन्त्र कार्यों को 
छोड़कर संगठित सामूहिक सक्रियता की अनिवार्यता तथा उसे मानव-प्रगति का 
सर्वोत्तम साधन घोषित करने की बात समाजवाद का दंभ मात्र है। राज्य का 
सर्वोत्तम उपयोग यही है कि व्यक्ति-व्यक्ति के सहयोगात्मक कार्य के लिए वह 
संभव सुविधाएं दे और बाधाएं दूर करे तथा सभी को समान अवसर दे। “यहां 
तक तो आधुनिक समाजवाद का लक्ष्य ठीक और अच्छा है किन्तु मानव विकास के 
स्वातन्त्य में उसका अनावश्यक हस्तक्षेप हानिकारक है अथवा हो सकता हैं। 

अरविन्द का सन्देश है पूंजीवाद-समाजवाद-साम्यवाद आदि की अधकचरी 
पद्धतियों में समय नष्ट न करते हुए अध्यात्मीकृत समाज का निर्माण कर विश्व 
को शत-शत समस्याओं से मुक्त करना | वे केवल मानवतावाद या मानव सेवावाद 
की दुर्बलता से सावधान करते हैं क्योंकि अपूर्ण मातवों के द्वारा पूर्ण समाज की 
स्थापना असंभव है । नैतिकतावादसे भी अंतिम समाधान नहीं मिल सकता क्योंकि 
देश-काल-सापेक्ष नै तिकता स्वयं ही परम शुभ को व्यक्त करने में असमर्थ है। यही 
नहीं मनुष्य की आध्यात्मिकता के परिचायक धर्मसम्प्रदाय भी मानव-एकता में 
पं थमूलक कट्टरता कें कारण एक बाधा बनने को वाध्य है। अतः आथिक क्षेत्र में 
कुछ फेरबदल, ने तिकता पर कुछ विचार-विमर्श, मानवतावाद की किसी आंधी या 
किसी नए सम्प्रदाय की स्थापना से मानव-एकता की स्वप्न-पूतति असंभव है। 
eu मानववाद के जिस सूत्र को लेकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने अपनी 
व्याख्या का विषय वनाकर महत्त्व प्रदान किया है, अरविन्द उसी सूत्र के प्रथम 
उद्घोषक हैं। श्री अरविन्द के अनुसार “सच्चा समाधान केवल तभी मिल सकता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है जब अपने आध्यात्मिक विकास के द्वारा हम समस्त जीवों के साथ एकरूप हो | 
जाएं, उन्हें अपने आत्मा का अंश जानें, उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करें मानो | 
वे हमारे ही दूसरे आत्मा हैं ।” 
आध्यात्मीकृत समाज में ही उस 'अतिमानस” का अवतरण हो सकता है जो 
सर्वज्ञानसम्पन्न है तथा विश्व का सृष्टा व ज्ञाता है तथा जिसके द्वारा मनुष्य 'अति- 
मानवः में विकसित होकर आज के मानव से इतना भिन्न प्रतीत होने लगेगा 
जितना आज वह पशुओं से भिन्न प्रतीत होता है। 
श्री अरविन्द ने मानव-एकता के व्यावहारिक स्वरूप का वर्णन करते हुए 
विश्व सरकार की स्थापना पर भी विचार प्रकट किए हैं और उनका १५ अगस्त 
१६४७ को प्रसारित सन्देश भी 'विश्व-एकता' का मंत्र देता है। उन्हीं के शब्दों में- 


a H l U O e चः न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


महायोगी श्री अरविन्द | 


“मेरा तीसरा स्वप्न था विश्व-एकता, जो सारी मानवता के लिए एक अधिक उप- i 
युक्‍त, अधिक उज्ज्वल और अधिक श्रेष्ठ जीवन का आधार aa | संसार का यह | 
एकीकरण हो रहा है । एक अधूरा प्रारम्भ हो चुका है किन्तु वह भयंकर कठिनाइयों | 


से जूझ रहा है। परन्तु गतिशीलता है और वह निस्सन्देह तीव्र होगी व विजय | 
पाएगी ।** “एकीकरण सबकी भलाई के लिए है और केवल मानवीय दुर्बलता और 
मूखतापूर्ण स्वाथे ही उसे रोक सकता है। लेकिन प्रकृति की आवश्यकता और 
, विधाता के विधान के सामने ये भी सदैव बाधक नहीं रह सकते । परन्तु एक ऊपरी 


आधार मात्र पर्याप्त नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय भावना व दृष्टिकोण का विकास होना | 


अनेकमुखी नागरिकता, संस्कृतियों के इच्छानुसार विनिमय या स्वेच्छया समन्वय 
आदि का विकास होना चाहिए । ऐसा होने पर राष्ट्रीयता अपनी पूर्णता को पहुंच 
सकेगी, अपनी उग्रता खो देगीतथा अपनी आत्मरक्षा और अपने दृष्टिकोण की सम्पू- 
णंता के लिए इन बातों को घातक नहीं समझेगी। मानव जाति में एकता की एकनई 
` भावना का उदय होगा ।” इन शब्दों से यह सहज ही समझा जा सकता है कि विश्व 


चाहिए | अन्तर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाओं की उत्पत्ति होनी चाहिए और दोहरी या 
| 


एक-सा जीवन व समान हित मानने की बात श्री अरविन्द को प्रिय थी किन्तु मात्र 
'अन्तर्राष्ट्रीयता-वाद' उनकी शिक्षा नहीं है वे व्यक्ति की आत्मा और वैसे ही राष्ट्र 
की आत्मा और ठीक वैसे ही विश्व की आत्मा के स्वतंत्र विकास के लिए तथा पारः 
स्परिक टकरावों से बचाने के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले एकात्म मातव- 
वादी चिन्तक हैं । उनके अनुसार विशवराज्य की निमिति के पश्चात्‌ इस “परिवर्तन 
को स्थायी बनाने के लिए मनुष्य-जाति के एक ऐसे धर्म या उसकी समतुल्य भावना 
की आवश्यकता पड़ेगी जो अपने प्रभाव में देश के राष्ट्रीयतावादी धर्म की अपेक्षा 
कहीं अधिक शक्तिशाली स्पष्ट स्वचेतन और सार्वभौम हो। मनुष्य अपने सम्पूणं 
चिन्तन और जीवन में मनुष्य-जाति के अन्दर एक ऐसी अभिन्न आत्मा को स्पष्ट 


की एकता या मानव-एकता अर्थात्‌ मनुष्य जाति को एक अखण्ड जाति और उसका 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| श्री अरविन्द अमर हैं १४१ 


रूप में स्वीकार कर ले जिसका प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक राष्ट्र मूर्त रूप और 
आत्म रूप है) मनुष्य उस अहंभाव के सिद्धान्त से ऊपर उठ जाए जो पृथकता के 
सहारे जीता है, फिर भी व्यक्तित्व का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना 
मनुष्य पंगु हो जाएगा । सामान्य जीवन के एक ऐसे सिद्धान्त और एक ऐसी व्यवस्था 
का निर्माण हो जो वयक्तिक विविधता को, विभिन्नता में आदान-प्रदान को तथा 
साहसिक कार्य और विजप की आवश्यकता को मुक्त रूप से कार्य करने दे-ये 
सव वस्तुएं मनुष्य की आत्मा को जीवित रखती तथा महान्‌ बनाती हैं--और साथ 
ही इसके फलस्वरूप, मानव समाज के नमनीय ओर प्रगतिशील रूप में समस्त 
जटिल जीवन और विकास को व्यक्त करने के पर्याप्त साधन प्राप्त हो जाएं।” 
विश्व-राज्य की स्थापना के.सम्वन्ध में “लीग आफ नेशंस' तथा 'संथुक्त राष्ट्र संघ' 
| के प्रयासों को दुर्वल पाकर भी श्री अरविन्द उनसे भविष्य की महती संभावनाओं 
| का प्रादुर्भाव मानते हैं और आध्यात्मिक विकास प्राप्त मानवों का संख्या-बाहुल्य़ 
होने से पहले इन 'यांत्रिक साधनों' से मानव-एकता-प्राप्ति के प्रयासों की सराहना 
करते हैं क्योंकि अंततः मानव-विकास-क्रम में विश्व-राज्य की अवस्था आनी ही 
है। 

श्री अरविन्द की विचार-सरणी में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का अपना 
| विशेष महत्त्व है । उन्हें ठीक ही “भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत' कहा गया है | 
i भारत राष्ट्र की आत्मा का जैसा यथार्थ साक्षात्कार उन्होंने किया था, उसके सम- 
कक्ष पहुंचने का अवसर मिलना भी सौभाग्य की ही वात है | वंकिमचन्द्र के 'वन्दे- 
मातरम्‌? का मानसिक साक्षात्कार उन्होंने किया था । राष्ट्रात्मा का यह साक्षात्कार 
राष्ट्र-निर्माण के लिए अनिवार्य तत्त्व हैं। उनकी राष्ट्रकल्पना शुद्ध आध्यात्मिक 
अधिष्ठान पर प्रतिष्ठित है । 'भवानीमन्दिर' योजना के पत्रक में उन्होंने स्पष्ट 
लिखा था-- 

“राष्ट्र क्या है ? हमारी मातृभूमि क्या है ? वह भूखण्ड नहीं है, वाग्विलास O) 
नहीं है और न कोरी मानस-कल्पना है। वह महाशक्ति है जो राष्ट्र का निर्माण 
करने वाली कोटि-कोटि जनता की व्यष्टि की शक्तियों का समष्टि रूप है reag 
तीस कोटि जनता की व्यष्टियों की जीवन्त समष्टि है । 

निस्सन्देह राष्ट्र की यह भावपूर्ण एवं भावात्मक कल्पना कोई मानस कल्पना 
नहीं है अपितु सत्य के साक्षात्कार की अभिव्यक्ति है। स्वामी रामतीर्थ और अन्य 
| कुछ विचारकों ते भी भारतवर्ष की इस मातृकल्पना का भावुक वर्णन किया है, 
चित्र-सा खींच दिया है किन्तु उसका आध्यात्मिक अधिष्ठान श्री अरविन्द ने जितनी 
ges से वणित किया है, उतना किसी ने भी नहीं। भावुक कवि, गंभीर दार्श- 
तिक, सूक्ष्म विश्लेषक, प्रखर राजनीतिज्ञ, क्रांतिकारियों के मार्गदर्शक तथा मातृ- 
भूमि के चरणों में सवंस्व अर्पण करने के धुनी श्री अरविन्द की देशभक्ति या राष्ट्री- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LN SEES OO aara 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ महायोगी श्री अरविन्द 


यता भी इसी भव्य राष्ट्र-कल्पता के अनुरूप ही है। 'बम्बई नेशनल यूनियन' के 
तत्वावधान में आयोजित एक सभा में १९ जनवरी, १६०८ को अभिव्यक्त विचारों Í 
में उनकी ये पंक्तियां तत्कालीन भारतीय संदर्भ से युक्‍त होने पर भी कितनी प्रेरक 
g 

“राष्टीयता क्या है? राष्ट्रीयता केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं Zl 
राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर-प्रदत्त है । राष्ट्रीयता एक सिद्धान्त हे जिसके अनु- 
सार हमें जीना है । राष्ट्रवादी बनने के लिए, राष्ट्रीयता के इस धम को स्वीकार 

'करने के लिए तुम्हें इसे धामिक भावना से करना होगा । स्मरण रखा कि तुम 
परमात्मा के निमित्त मात्र हो।” 

श्री अरविन्द का यह एक अत्यन्त प्रिय सन्देश है कि राष्ट्रीयता धर्म हे, आध्या- 
त्मिक जीवन का एक व्यावहारिक रूप है। विविधता में एकता देखने वाली भारतीय | 

, _ आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही सच्चा राष्ट्रवादी हो सकता हुँ। यह दृष्टि | 
जीवन में एक स्थान पर स्पर्श करने पर अन्य स्थानों को भी स्पर्श करके सम्पूण 
जीवन रूपान्तरित करती ही है । ईश्वर से उद्भूत राष्ट्रवाद की महिमा-गरिमा के 
प्रतिपादन में श्री अरविन्द अप्रतिम हैं। 'वन्देमातरम्‌' के एक अंक (१६ अप्रैल 

१९०५) में श्री अरविन्द के ये शब्द अत्यन्त प्रेरणादायक हैं-- 

“राष्ट्रवाद राष्ट्र में निहित दैवी एकता का साक्षात्कार करने की उत्कट अभि- 
लाषा È इस एकता के अन्तर्गत राष्ट्र के सभी अवयवभूत व्यक्ति वास्तव में तथा 
मूलतः एक समान हैं -- अपने राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक कार्यो में वे 
कितने-ही भिन्त तथा असमान क्यों न प्रतीत होते हों ।” | 

i 
| 


इसी लेख में भारतीय राष्ट्रवाद का योरोपीय राष्ट्रवाद से अन्तर स्पष्ट करते 
हुए श्री अरविन्द ने लिखा था -- 
“भारत राष्ट्रवाद का जो आदर्श विश्व के समक्ष रखने वाला है उसके अन्तर्गत 
व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, जाति तथा जाति के बीच और वर्ग तथा वर्ग के बीच 
तात्त्विक समानता होगी। जैसा कि तिलक ने कहा है, वे सब भिन्न होते हुए भी 
समान और राष्ट्र में साक्षात्कृत विराट्‌ पुरुष के अंग होंगे ।” 
राष्ट्रभक्ति का आधार है मातृभूमि के कण-कण से प्रेम। श्री अरविन्द ने 
भगवती दुर्गा के रूप में भारतमाता का दर्शन करने की प्रेरणा बंकिमघन्द्र के वन्दे- 
मातरम्‌' से ली अवश्य किन्तु इतनी मौलिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत की कि श्री 
गुरुजी (श्रीमाधव सदाशिव राव गोलवलकर) का यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत l 
होता है--“यह भूमि जिसे महायोगी अरविन्द ने विश्व की दिव्य जननी के रूप में 
जीवन्त आविष्करण कर प्रत्यक्ष किया ।--जगन्माता ! आदिशक्ति! महामाया ! 
महादुर्गा ! *** 
श्री अरविन्द के अनुसार सच्चा देशप्रेम जागेगा ही तब “जब मातृभूमि अन्तः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z न्या. > Ta 0-९ RO SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अरविन्द अमर हैं १४३ 


| चक्षुओ के लिए भूखण्ड अथवा जनसमूह मात्र न रहेगी, जव वह उस महासुन्दरी 

| महामाया, महामातृ शक्ति के मनोहारी और हृदयस्पर्शी रूप में ही प्रकटहोगी,तभी 
माता और उसकी पूजा के संग्राही भावातिरेक में तुच्छ भय और हीन आशाएं 
तिरोहित shite” देश-प्रेम का, राष्ट्र-प्रेम का सात्विक और प्रेरक स्वरूप श्री 
अरविन्द के शब्दों में ही इस प्रकार अंकित है -- 

“राजनीति में प्रेम का स्थान तो है परन्तु ऐसे प्रेम का जो अपने देश के लिए 
हो, अपने देशवासियों के लिए हो, अपनी जाति के गौरव, उत्कर्ष और आनन्द के 
लिए हो, अपने देशवासियों के हितार्थ आत्माहुति के सुख के लिए हो, उनके कष्टों 

` के निवारण से प्राप्त हषं के लिए हो, अपने देश और उसकी स्वतन्त्रता के लिए 
रक्तदान के आनन्द के लिए हो, मरने के बाद पूर्वजों से मिलने वाले सुख के लिए 
हो । मातृभूमि के रजकण के स्पर्श, भारत के सागरों से आने वाली वायु के झकोरों, 
भारत के Taal से निकलने वाली नदियाँ, भारतीय भाषा, संगीत और काव्य का 
श्रवण, भारत की जीवनयापन-पद्धतियों, वेश-बिन्यासों, आचार-विचारों और 
स्वभाव-प्रवृत्तियों आदि से मिलने वाले आनन्द की लगभग भौतिक अनुभूति आदि 
ही उस प्रेम-वृक्ष का मूल है। अपने अतीत का अभिमान, वर्तमान की वेदना और 
भविष्य की तीव्र कामना उसके स्कन्ध और शाखा-प्रशाखा हैँ। आत्मबलि, आत्म- 
विस्मृति और देश के लिए अपार कष्ट-सहिप्णुता उसके फल हैं। मातृभूमि में ही 
j पुण्य देवभूमि की प्रतीति, मातृरूप का दर्शन, उसी का निरन्तर ध्यान, सतत 
चिन्तन और चिरंतन आराधन उसका जीवनरस है 1” 
राष्ट्रभक्ति का यह महामंत्र वर्तमान भारतीय जनसमाज के लिए पूनः सुनाए 
जाने की आवश्यकता आ पड़ी है। चारों ओर शत्रुओं से आवृत्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति की विस्फोटावस्था के भय से सतर्क भारतराष्ट्र के प्रत्येक Tags को 
अपने महान्‌ राष्ट्र के प्रति कत्तं व्यरत करने के लिए राष्ट्रीयता की जो भावात्मक 
कल्पना श्री अरविन्द ने तब दी थी, वह शाश्वत महत्त्व की है । 
श्री अरविन्द उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त थे और उन्हें यह भी स्पष्ट था कि भारत 
राष्ट्र का जीवन-लक्ष्य क्या है । परमात्मा की विराट्‌ योजना में उसका दायित्व 
बताते.हुए उन्होंने जो कुछ लिखा हैं, वह वर्तमान के लिए और भी अधिक महत्त्व 
पूर्ण है क्योंकि स्वतन्त्र भारत का कर्तव्य है कि वह उन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा 
में गतिशील हो जिनके निमित्त उसकी स्वतन्त्रता का यज्ञ रचाया गया था। श्री 
अरविन्द ने बार-बार कहा है कि भारत की मुक्ति वस्तुत: मानवमात्र के आध्या- 
त्मिक नेतृत्व के लिए ही अभीष्ट है | प्रसिद्ध उत्तरपाड़ा भाषण में उन्होंने अत्यन्त 
aman स्वर में कहा था-- 
“सनातन धमं ही हमारे लिए राष्ट्रवाद है | यह हिन्दू राष्ट्र सनातन धर्म के 
साथ जन्मा था, इसके साथ ही गतिशील व वृद्धिशील है। जब सनातन धर्म की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NER 0380102010 PRES gt or rp र्या य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४ महायोगी श्री अरविन्द 


अवनति होती है, राष्ट्र अवनत होता है और यदि सनातन धर्म मिट सकता तो यह 
भी साथ ही मिट जाता । सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद हैं। यही सन्देश है जो मुझे देना | 
था ।? उनके अनुसार हिन्दू राष्ट्र अर्थात्‌ भारत राष्ट्र का उत्थान-पतन हिन्दू धर्म 
अर्थात्‌ सनातन धर्म के उत्थान-पतन से बंधा हुआ हे और जैसा उन्होंने १५ अगस्त 
१६४७ को अपने सन्देश में कहा था--संसार को भारत की आध्यात्मिक देन का 
उनका स्वप्न फलीभूत होता आरम्भ हो चुका है और यूरोप व एशिया में आध्या- 
त्मिकता का अधिकाधिक प्रवेश हो रहा है। उनके अनुसार 'अतिमानस' के अव- 
तरण में भी कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी होना चाहिए, किन्तु केन्द्रीय गति भारत में ही 
जन्म लेगी ।” 

श्री अरविन्द का सन्देश निरन्तर प्रगति का सन्देश है। वे अतीत से वंधे हुए 
प्रगति का स्वप्न नहीं देखते और न अतीत का तिरस्कार करके। उनका सन्देश 
है--“भूतकाल के सांचों को तोड़ डालो परन्तु उनकी स्वाभाविक शक्ति और मूल 
भावना को सुरक्षित रखो अन्यथा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं रह जाएगा ।” उनके 
अनुसार “राष्ट्रीय होने का अभिप्राय एक स्थान पर रुक जाना नहीं है अपितु भूत 
की संजीवनी शक्ति को ग्रहण करके उसे वर्तमान जीवन की धारा में डाल देना ही | 
वास्तव में पुनरुद्धार और नवनिर्माण का सबसे शक्तिशाली उपाय हे ।” i 

श्री अरविन्द का विचारदर्शन feat भी मत-सम्प्रदाय या दल आदि में | 
सीमित न रहकर परम सत्य से एक रूप होने का सन्देश देता है। उनके अनुसार 
“कोई मत न तो सत्य होता है, न मिथ्या, बल्कि केवल जीवन के लिए लाभदायक + 
या हानिकारक होता है क्योंकि वह्‌ काल की सृष्टि होता है और काल के साथ ही 
वह अपना प्रभाव और मूल्य खो देता है। तू मत-मतांतर से ऊपर उठ जा और 
फिर चिरस्थायी प्रज्ञा की खोज कर।” सावित्री महाकाव्य में इसी सूत्र को इस 
प्रकार प्रस्तुत किया गया है ; 

“सत्य विशालतर है, अपने रूपों से बृहत्तर, 

उन्होंने उसकी सहस्रो मूर्तियां बनाई हैं, 

और उसे उन पूज्य मूर्तियों के पीछे छिपा दिया है 

किन्तु वह तो स्वरूपस्थ और अनन्त है ।” 

श्री अरविन्द ने भारतीय मस्तिष्क की शक्ति व प्रकृति को विदेशी भाषा की 
दासता से मुकत करने के लिए अंग्रेजी में शिक्षा देने का सदैव विरोध किया था । 
स्वयं अंग्रेजी वातावरण में चौदह वर्षों तक ब्रिटेनस्थ रहने के कारण स्वभाषा का 
अभ्यास न होने से वे अंग्रेजी का प्रयोग भाषण-लेखादि में करते थे किन्तु इसके 
लिए उन्होंने सदैव लज्जा ही अनुभव की, अभिव्यक्त भी की । वे बंगला भाषा सीख 
भी गए थे और थोड़ा-बहुत उसमें लिखने-पढ़ने भी लगे थे। उनका यह स्वभाषा- 
प्रेम उनकी बृहत्तर स्वदेशी-भावना का ही अंग था । स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी शिक्षा, | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'--. _ -»छः/खिििछ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्री अरविन्द अमर हैं १४५ 


स्वभाषा, स्वधर्म आदि पर उनका आग्रह आज भी भारतीय राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण 
सन्देश देता है । भारतीय युवकों से, विशेषत. विद्याथियों से उनकी यही मांग थी 
कि वे राष्ट्र-जीवन के लिए स्वयं को समपित करने के लिए पूर्ण सक्षम बनें | 
२२ अगस्त १९०७ को नेशनल कालिज, कलकत्ता के प्राचार्य-पद को त्यागते 
हुए अपने प्रिय विद्यार्थियों की प्रार्थना पर कहे गये अपने मार्गदर्शक शब्दों में 
उनका हृदय बोल उठा है । ये शब्द राष्ट्र के नाम उनका शाश्वत संदेश 
त 
“मैं कामना करता हूं कि तुममें से कुछ को महान बना हुआ देखूं, महान अपनी 
हितपूर्ति के लिए नहीं, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं, अपितु मातृभूमि के 
लिए, भारत को महान बनाने के लिए, ताकि वह विश्व के राष्ट्रों में सम्मानसहित 
अपना मस्तक ऊंचा कर सके जैसा कि प्राचीन काल में था जव विश्व उससे प्रकाश 
पाता था । आप में से जो निर्धन व अप्रसिद्ध रह जाएं उनमें भी मैं निर्धनता व 
अप्रसिद्धि को मातृभूमि के लिए समपित करने की बात चाहूंगा।*** यदि तुम 
अध्ययन करो तो उसके लिए अध्ययन करो । उसकी सेवा के लिए अपने मन व 
| आत्मा को प्रशिक्षित करो । जीविका-उपार्जन भी करो तो इसलिए कि उसके लिए 
| जी सको । तुम विदेशों में जाओ तो इसलिए कि वहां से ज्ञान लेकर लौटो, जिससे 
उसकी सेवा करो। कार्य करो ताकि उसकी समृद्धि हो कष्ट उठाओ ताकि वह 
आनंदित हो सके | इसी एक उपदेश में सब कुछ निहित है l” भारतीय युवक को 
यह प्रेरणाप्रद सन्देश स्वर्णाक्षरो में अंकित करने योग्य है । 
श्री अरविन्द का महान जीवन स्वयं एक चैतन्य सन्देश है । उन्होंने ठीक ही 
कहा था कि उनका जीवन ऊपरी धरातल पर रहा ही नहीं कि लोग उसे देख सकें 
और अन्तिम चौबीस वर्ष तो वे एक कमरे में ही रहे । किन्तु, फिर भी यह तो स्पष्ट 
ही है कि मानव शरीर में अतिमानसी चेतना को अवतरित करके प्रत्यक्ष दिखाने 
वाले उस महायोगी ने यह सन्देश तो दिया ही है कि परमतत्त्व का साक्षात्कार 
करने आदि की बातें कोरी पुस्तकीय नहीं हैं तथा उनमें शाश्वत सत्य है किन्तु इसके 
लिए भारतीय संस्कृति, धर्म व दर्शन के अन्तराल में गहरी डुबकी लगाना एक 
अनिवार्यता है। पाश्चात्य चकाचौंध में अपने जीवन-मूल्यों को भूलकर परोन्मुख 
होने वाले भारतीयों को पाश्चात्य चश्मे से अपना रूप देखने से सावधान करने हुए 
उन्होंने 'कर्मयोगी' में ठीक ही लिखा था-- 
“भारतीयो, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की साधना, 'तपस्या', ज्ञान! 
और शक्ति’ ही हमें अवश्य स्वतन्त्र और महान बनावेगी। परन्तु पूर्व के ये महान 
k अंग्रेजी के घटिया पर्यायों 'डिसिप्लिन', 'फिलासफी', 'स्ट्रग्थ', से ठीक प्रकट 


नहीं होते 1°” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TEES er) a eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४६ महायोगी श्री अरविन्द 
इस प्रकार श्री अरविन्द का सन्देश जो युगीन भाषा i तथा प्रयोगों से 
साक्षात्कृत वैदिक सन्देश ही है, परिपूर्ण जीवन-दर्शन Zl और, कर्मयोगी व आनन्द- 
पर्ण भारत व विश्व का निर्माण करने के लिए उसमें अजस्र प्रेरणाशवित तथा अनंत 
सामर्थ्य है। जीवन के सभी क्षेत्रों में संसिद्धि प्रदान करने की महान क्षमता उनकी 
मंत्र-सदृश वाणी में है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D  &#8&3738}© a 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट (क) 


श्री ग्ररविन्द-नगरी--गप्रॉरोवील--एक परिचय 


अज्ञान तिमिर से मुक्त दृष्टि, 
सुन्दर सुन्दरतर बन भू पर 
धर सत्य महत्तर सत्य चरण, 


विकसित होता शिव वन शिवतर ! 
--श्री सुमित्रानन्दन पन्त 


आज विज्ञात के इस युग में मनुष्य भौतिक रूप से काफी आगे बढ़ गया है । 
तकनीकी दृष्टि से वह अव हर प्रकार के कार्य करने के योग्य अपने को पाता हैं। 
अपनी मशीनी शक्ति में एक तरफ स्वयं ईश्वर की चुनौती दे रहा है । भौतिक 
समृद्धि स्वार्थ भरी इच्छाएं, पाशविक बल अपनी चरम सीमा पर हैं, आराम की 
प्रत्येक वस्तु उसको उपलब्ध है, दूरी की समस्या उसकी नहीं है । कहने का तात्पर्य 
यह है कि वह हर प्रकार से अपने आपको योग्य, बली तथा बुद्धिमान पाता है, लेकिन 
फिर भी वह सुखी नहीं है । उसके चारों ओर निराशा ही निराशा है, चारों ओर 
अन्धकार ही अन्धकार है। वह शांति के लिए तड़प रहा है, वह चाहता है कि वह 
इस सबको छोड़कर आत्मसुख के लिए कहीं भाग जाए, लेकिन कहां ? ऐसी अन्ध- 
कारमय स्थिति में श्री अरविन्द ने प्रकाश की एक नई किरण दिखाई। उन्होंने एक 
ऐसे समाज की कल्पना की जहां सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ और 'वसुधेव कुटुम्वकम्‌ 
दैनिक जीवन में चरितार्थ हो पाए। श्री अरविन्द के इस स्वप्न को सत्य में परि- 
णत करने का संकल्प किया श्री मां ने और इस स्वप्न का परिणत रूप है श्री 
अरविन्द (आरोबिदो) के ताम पर 'आरोवील' अर्थात्‌ उषा | 

आँरोबील एक ऐसी नगरी की कल्पना है जहां मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्रता से नाग- 
रिक बनकर परम सत्य की खोज करेगा | जहां अन्तहीन शिक्षा, सतत्‌ विकास एवं 
पूर्ण यौवन रहेगा | जहां भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर खोज होगी, 
क्योंकि वास्तविक मानव एकता के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। 


EE è 4. १ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Sy eS ee Le 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४८ महायोगी श्री अरविन्द 
आरोवील की आधार-शिला २८ फरवरी, १६६८ को रखी गई तथा आधार- 
शिला के स्थान पर १२१ देशों तथा भारत के समस्त प्रान्तों की मिट्टी लाकर | 
डाली गई थी । इस मिट्टी से एक कमल की कलात्मक रचना प्रतीकात्मक रूप में श्री 
अरविन्द-कमल का भी स्मरण कराती है, पद्माकारा पृथ्वी पर स्थित मानवों की 
एकता का भी। इस अवसर पर श्री माताजी की निम्न घोषणा पढ़ी गयी थी-- 

“आँरोवील विशेष रूप से किसी का नगर नहीं है | 

“यह पूरी मानव जाति का है किन्तु इसमें रहने के लिए व्यक्ति को भागवत 
चेतना का सहर्ष सेवक बनना होगा | 

“आरोवील अन्तहीन शिक्षा का सतत विकास एबं अनन्त यौवन का स्थल 
होगा ।” 

“आरोवील भूतकाल एवं भविष्य के मध्य एक सेतु बनना चाहता है । अन्दर 
और बाहर की सभी खोजों से लाभान्वित होताहुआ ओरोवील साहसपूर्वेक भविष्य 
की उपलब्धियों की ओर बढ़ेगा । 

“आऑरोवील वास्तविक मानव एकता को सजीव रूप में मूतिमन्त करने के 
लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक खोजों का स्थान होगा । 

“उन लोगों के लिए जो आनन्द और मुक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, जो 
व्यक्तिगत सम्पत्ति से प्राप्त नहीं होती, धन का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं 
होना चाहिए इसका कार्य है, नयी सृष्टि के लिए पृथ्वी को तैयार करना ।' 

आरोवील के विषय में श्री माताजी का कहना है--“पृथ्वी पर एक ऐसा 
स्थान होना चाहिए जहां व्यक्ति सभी प्रकार की राष्ट्र सम्बन्धी प्रतिद्वन्द्रिता से, | 
सामाजिक प्रथाओं से, विपरीत नैतिकता से और परस्पर विरोधी धर्मों से सुरक्षित | 
रह सके, एक ऐसा स्थान जहां भूतकाल की दासताओं से मुक्‍त होकर मनुष्य पूर्ण- | 
तया अपने आपको भागवत चेतना की खोज के प्रति सर्मापत कर सकें ओर क्रिया- 
न्वित'कर सके उस चेतना को जो अभिव्यक्त होना चाहती FV” 

उनकी घोषणा के अनुसार आरोवील “उन सब लोगों के लिए खुला है जो 
आने वाले कल के सत्य को जीवन में उतारना चाहते हैं। 4 

आरोवील धरा पर पूर्ण आध्यात्मिक नवजीवन का प्रशस्त स्तम्भ है। इसका 
आरम्भ होगा एक “आदर्श नगर' से और समाप्ति होगी 'पूर्ण विश्व” से । संस्थापकों 
की भावना के अनुसार आरोवील का लक्ष्य है--मानव का अतिमानव में विकास, 
किन्तु साथ ही उसके द्वारा पूर्ण अर्थात्‌ आध्यात्मिक समाज का निर्माण भी होगा 
तथा मानव एकता को स्थाप्रना भी होगी । ~ 

'आरोवील” पांडिचेरी से ६-७ मील की दूरी पर एक सुरम्य स्थल पर अभी 
अर्द्धनिमित नगर है । सड़क की दायीं ओर 'आरो गराज' है जहां तरह-तरह की 
गाड़ियां पड़ी रहती हैं । इनके ठीक करने की व्यवस्था भी वहां पर रहती है | यहाँ 


n 


eS — 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२०..." aii [OT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट (क) १४६ 


'प्रामिज' (अर्थात्‌ वचन) है जहाँ अनेकों परिवार रहते हैं। प्रत्येक फ्लैट के शयन 
कक्ष, भोजनालय, रसोईघर और भण्डार नीचे हैं और जीने से ऊपर एक सीढ़ी 
छज्जे पर जाती है जिसे कमरे का रूप दे दिया गया है। कार्यकर्ताओं के लिए एक 
भोजनालय है । यहां से दायीं तरफ 'प्रोमिज' का सबसे महत्त्वपूर्ण भवन--प्रसूति- 
गृह--हे जिसके छह भवनों के वीच में एक गलियारा है। सारा मकान सीमेंट के 
खम्बों पर खड़ा है तथा वातानुकूलित है । 
इन प्रसूतिगुहों के एक ओर ग्रामीण गृह-निर्माण-सम्बन्धी शोधसंस्था की ओर 
से षट्कोणीय झोंपड़े का नमूना बना है जिसकी फूस की छत मकान से बहुत आगे 
निकली है जिससे धूप और वर्षा अन्दर न जा सके । इसी शोध-संस्था की ओर से 
वेत का एक विशालकाय गेंद-सा कमरा है । आगे चलकर एक आटा पीसने का 
कारखाना है-'आरोफूड' | 
आरोवील की मुख्य भूमि पर एक छोटा-सा गणेश-मन्दिर है; यहीं एक बगीचा 
है--'आरो आर्चडं' । यहीं एक स्थान, जहां चौकोने मकानों के लिए है जिन्हें AT 
(आशा) नाम मिला है । यह अन्तर्देशीय सहयोग स्थल है । इसमें जापानी, इता- 
लवी, स्विस, हिन्दुस्थानी मिलकर काम कर रहे हैं। यह गांव पूर्णतया आत्मनिर्भर 
होगा । यहां एक जर्मन ने भी मकान बनाया है जिसका नाम 'आरोसन्स होम' है । 
यहां एक विशालकाय जर्मन देवता अय्यप्पा की मूति है। इसी के पास बच्चों का 
विद्यालय है । 'फौरकमसे' उस स्थल का नाम है जहां अमरीका और HAST के लोग 
खेती करते gl एक स्थान 'आरोमाडल' है जिसका एक भाग 'एस्पिरेशन' 
| (आकांक्षा) कहलाता है जिसमें बीस-तीस झोंपड़ियां हैं । 
यहीं कुछ दूरी पर, 'मातृशिशु-केन्द्र है । यहाँ एक आयुर्वेदिक विभाग खोलने 
की भी योजना है । औषधियों के लिए एक वाटिका स्थान की व्यवस्था भी की गयी 
है। आरोवील में सभी चिकित्सा प्रणालियों से युक्त चिकित्सा-व्यवस्था की afa- 


नव योजना है | 
समुद्र तट पर एक फ्रेंच महिला ने अपनी कुटिया बनायी हैं जिसे 'रेपो या 
) विश्राम कहते हैं । 


आरोवील मुख्यतया चार केन्द्रों में विभक्त रहेगा--निवासगत, सांस्कृतिक, 
अन्तर्राष्ट्रीय तथा औद्योगिक | यहां सभी राष्ट्रो के तथा भारत के विभिन्न प्रदेशों 
के मण्डप होंगे | यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की भी योजना है । 
नियमित रूप से संचालित सभायें, समितियां, विश्व-कल्याण के लिए युवा-गोष्टियां 

| तथा अन्य विकासप्रद कार्यक्रमों के आयोजन की भी कल्पना Zl 
P) आरोवील में हर व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक एवं इच्छा के अनुसार कार्य करेगा । 
| वहां किसी के लिए किसी प्रकार का बन्धन नहीं होगा परन्तु जो भी किया जाएगा, 
मानव कल्याण के लिए ही होगा । यहां हर क्षेत्र के कार्य होंगे, जैसे हथकरघा, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EEEE 


eee > SS eS) a A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० महायोगी श्री अरविन्द 


मछुओं का काम, फिल्म स्टूडियो, समाचार केन्द्र, खेती तथा और भी अनेक उद्योग- 
धन्धे होंगे किन्तु उनसे भौतिकवादी जीवन का पोषण नहीं, एक नए जीवन का एक 
नये युग का प्रारम्भ होगा । स्पष्ट है कि आरोवील केवल आदर्शो की नगरी ही नहीं 
होगी, वरन्‌ भौतिक दृष्टि से भी यह सौन्दर्यं, संस्कृति और शोधकार्यं का स्थल 
होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विश्व का अंश अनुभव करेगा और इस प्रकार 
यह समता, शान्ति और सामंजस्य का स्थल होगा | 

इस प्रकार के उत्साहवर्धक पूर्णतादायक कार्य पर श्रीगणेश आरोवील से हो 
चुका है। 'अंधेरे को कोसने की अपेक्षा एक छोटा सा दिया जलाना ज्यादा अच्छा 
होता है' इस उक्ति को साकार कर देने के लिए स्थापित आरोवील की ओर भारत 
की ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि उत्सुकता के साथ लगी हुई है । लोकोत्तर जग- 
जीवन की स्थापना, अतिमानस के अवतरण का यह स्थल श्री अरविन्द के स्वप्नों 
को कितना साकार कर पाएगा यह भविष्य बताएगा। किन्तु योजना और प्रेरणा 
की भव्यता में कौन सन्देह करेगा ? 


डॉ० राम स्वरूप आर्य, धिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 

हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 

संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


CD atrat Lib rary 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिन्दी 


~ 


. श्री अरविन्द 


, श्री अरविन्द का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट (ख) 


श्री अरविन्द सम्वधी हिन्दी कृतियों की सूची 


कृति लेखक 

श्री छोटे नारायण शर्मा 

भारतीय राष्ट्रीयता Sto कर्णसिह 

का अग्रदूत 

श्री इन्द्रसेन 

जीवन-दरशेन 

श्री अरविन्द और Sto Ho TO वर्मा 
उनकी साधना 


. उत्तर-योगी Sto शिवप्रसाद सिंह 
श्री अरविन्द का Zio रामनाथ शर्मा 
सर्वांग दर्शन 

, राष्ट्र-धर्म-द्रष्टा Sto रामसाय र्मी: “ 
श्री अरविन्द - तनय र 

गी अरविन्द साहित्य. श्री विन्दु 
एक झांकी 


, श्री अरविन्द : जीवने. श्री रवीन्द्र 


te ta 
NX 


और दर्शन 


(a 
१.५ १५ 


, श्री अरविन्दकाराष्ट्रस० श्री"देवक्त्त व श्री 


| >> कल लक. आह्वान हृदय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रकाशन 
श्री अरविन्द सोसायटी 
(पांडीचेरी) 
थॉमसन प्रेस (इंडिया) लि० 
प्रकाशन विभाग, तई दिल्ली 
सस्ता साहित्य-मंडल, नई 
दिल्ली 
श्री अरविन्द सोसायटी 
महसुवा (म० प्र०) 
लोकभारती प्रकाशन 
(इलाहाबाद ) 
अनु प्रकाशन ( मेरठ) 


राष्ट्रधर्म प्रकाशन (लखनऊ) 
4 


* 


श्री afar सोसायटी 


“५ पांडीचेरी) 
नवभारती सूहकार प्रकाशन 
प्रतिष्ठान (दिल्ली) 
सुरुचि साहित्य (दिल्ली) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harig 


RPS पुस्तकालय 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


IPODIN 


rukul Kait @ollection 


lection, Haridwar 


